


अभिनवगुप्त प्रणीत 


परमाथसार 


[ सटीक अनुवाद एवं सटिप्पण अध्ययन ] 


डो० कमला द्विवेदी 
सहायक प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 


प्राक्कथनं 


प्रो० डं० रामचन्द्र द्विवेदी 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, एवं निदेशक, स्नातकोत्तर मानविकीपीठ 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 


मोतीलाल बनारसीदास 


दिल्ली वाराणसी पटना मद्रास 


अभिनवगुप प्रणीत † 


परमार्थसार 


[ सटीक अनुवाद एवं सटिप्पण अध्ययन | 


डां० कमला द्विवेदी 
सहायक प्रोफेसर संस्कृत विभाग 
राजस्थान विइव विद्याख्य, जयपुर 


प्राक्कथन 
प्रो° डं ° रामचन्द्र द्विवेदी 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग एवं 
निदेशक, स्नातकोत्तर सानविकीपौठ 
राजस्थान विव विद्याखय, जयपुर 


मोतीलालकबनारसीदास 


दिल्ली : वाराणसी : पटना : मद्रास 














© भोतीरारू बनारसीदास 


शार्याख्य : बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्टी ११० ००७ 
शालाएं : # चौक, वाराणसी-२२१ ००१ ( उ० प्र) 
® अशोक राजपथ, पटना-८६४ ००४ ( विहार ) 
® ६ अपरस्वामी कोइल स्ट्रीट मैापुर-६०० ००४ (मद्रास) 


प्रथम संस्करण, वारणसी १९८४ 


भूत्य ₹० २४.०० 


नरेन्द्र प्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, चौक, वाराणसी द्वारा 
प्रकाशित एवं गौ रीशंकर परप, मध्यमेश्वर, वाराणसी द्वारा मृदित 


प्राक्थन 


अभिनवप्रणीत परमाथंसार कादमीर दौवद्शन का प्रवेशद्रार है। 
अत्यन्त सरल शब्दों में परमां शिव के स्वरूप का, उसके द्वारा अपनी 
स्वातन्त्यशक्ति से शुद्ध एवं अशुद्ध अध्वा का प्रसार या प्रकाशन, प्रमाताओंं 
के बन्धन तथा अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति से मोक्ष का प्रतिपादन इस 
ग्रन्थमें किया गयाहै । वस्तुतः सांष्य तथा वैष्णव दृष्टि से ल्व हृए प्राचीन 
्रन्थका त्रिक दर्शन की दृष्टिसे परिष्कार कर अपने सिद्धान्त कै प्रचार. 
प्रसार के लिये महामाहेर्वर आचार्यं अभिनवगुप्तपाद ने इस आधारकारिका 
( दोव मनि द्वारा प्रणीत मूलसिद्धान्त के प्रतिपादक प्राचीन ग्रन्थ ) को 
जपनाया था । नाट्य साहित्य एतं दर्शन के अप्रतिम मनीषी आचायं अभि- 
नवगृप्त किसी दूसरे के दवारा लिचि हुये प्रन्थको स्वमतके प्रचार के लिये 
अपनाये, यह्‌ कुछ विचित्र लगता है । किन्तु भारतीय साहित्यपरंपरा के 
ममकोजो पहचानते टै उन्हे यह बात इतनी विचित्र नहीं लगेगी । 
भारतीय साहित्यकार किवा शास्त्रकार का लक्ष्य ज्ञान पर अपना 
अधिकार या स्वामित्व स्थापित करने का नहीं था अपितु ज्ञान के 
सामाजिक स्वरूप या अवदान को स्वीकार करते हये उसे जनहित की 
दुष्टि से सभी तक पहंचाना उसे अपना कर्तव्य लगता था । यही कारण 
है करि आचायं शंकर जंसे महान्‌ प्रतिभाशीर कृतिकार भी जो लिखते थे 
उसे संप्रदाय से प्राप्त मानते थे । श्रुतियों तथा शास्त्रों मेँ ज्ञान को पूवेतः 
स्थापित मानते थे । उन्हेज्ञानके कृतित्व का दभन था । विचारया 
ज्ञान की धारा को निरन्तर प्रवाहित रखने के लिये वे सचेष्ट थे ताकि 
संप्रदाय का विच्छेद न हो-- चाहे उनका नाम रहेयानरहे। रचना तथा 
सर्जनात्मकता के प्रति समर्पण का यह्‌ भाव भारतीय साहित्य की अपुवं 
विशेषता है । रामायण, महाभारत में वहत कुछ प्रक्षिप्त है, कालिदास के 
नामसे अनेक अकालिदासीय रचनाए प्रचलित है, व्यास का नाम 
मानकर न जाने कितने काव्यकारों ने पुराणों तथा उपपुराणों का महान्‌ 
वितान खड़ा कर दिया है । यदि अपने नामका ही मोह होता ओौर ज्ञान 
के प्रति सर्जनाके प्रति सम्पण का महाभाव न होता तो निश्चित ही 
संस्कृत में विराट्‌ अनाम साहित्य न बन पाता। इसी ने ज्ञान की धारा 
को निरन्तर बनाये रखा है । यह अल्ख जगाये रखना ही भारतीय 
! 1 भ के कृतिकार ने अपना कर्तव्य माना है। इसीलिये आचार्य शंकर 














न क, 


भाष्य के साथ-साथ जनसाधारण में ज्ञान-धारा के निरन्तर प्रवाह 
के ल्यि चर्पटमंजरी जैसी छोटी-छोटी रचनाएं लिखते दै, तुलसी 
जंसे महाकवि प्राचीन काव्य-धारा के सुभाषितं को अपनी रामायणमें 
रूपान्तरित करते है, गुरु नानक सन्तो की वाणौ को गृरु प्रथमे सामाजिक 
स्वामित्व मानकर स्थान देते हैँ गौर अभिनवगुप्त जसे महान्‌ कृतिकार 
प्राचीन ग्रंथ का परिष्कार कर उसे अपने दशेन का प्रचारमाध्यम 
बनाते हैँ । 


कारमीरने भारत को सौँदयं के साथ-साथ उसका शास्त्र दियादहै 
ओर साथही उसे ओर अपने को देखने की नई दृष्टि भीदीटहै । कान्य, 
काव्यदास्त्र एवं श वददान कादमीर की अधूरवं देन है। जेसाकि हम सभी 
जानते टै आध्यात्मिक ज्ञान किवा दरशन कीदो धाराएु इस देशे 
प्रवत्ित हुई थी -एक धी श्रुतिमुलक ओर दूसरी आगम-मूलक । आगम- 
निगम की स्वतंत्र धाराओं का महान्‌ आचार्यो ने समय-समय पर समन्वय 
भी किया । कादमीर डौवदर्शान में यह समन्वय ईइवराद्रयवाद के सिद्धान्त 
पर आधारित है । इस दर्शन के अनुसार ईइवर या शिव ज्ञान एवं क्रिया 
का प्रकाश एवं विमर्ख का नित्य सामरस्यहै। वह ज्ञाता कर्ता है। वेदान्त 
परमतत्त्व को चेतन मानता है ओर क्रियाया विकार को मिथ्या। सांख्य 
के अनुसार पुरुष चेतन है ओर प्रकृति क्रियाशील । इन दोनों दर्शनों के 
अनुसार ज्ञान ( चैतन्य }) एवं क्रिया एक साथ नहीं रहती । जो जानता 
है बह करतानहीं ओौरजो करता है वह जानता नहीं । ज्ञान एवंक्रिया 
की व्यधिकरणता का परिणाम यह हआ कि धर्माधिर्मादि का वास्तविक 
कर्त्व पुरुषया जीव का हुआ ही नहीं अतः सारे नैतिक प्ररनों के संबंध 
मे दायित्व हीनता या पाखण्ड साधा जा सकताथा। ब्रह्मको सत्य ओर 
जगत्‌ को मायाया मिथ्या मानने से सामाजिक कर्तव्य-बोध भी शिथिल 
हुआ । सभी शिवमय ओौर ज्ञाता कर्ताके रूपमे ईइवर के साथसभीका 
अद्रय स्वीकार करने वाले कारइमीर के ईइवराद्रयवाद ने ईइवर की वास्त- 
विककतूंताकी व्याख्या के रूप में स्वातन्त्यवाद का भी प्रतिपादन 
किया । ईइवर अपनी स्वतन्त्रता से, स्वेच्छा से सृष्टि, स्थिति, संहार, 
निग्रह ( ति योधान ) एवं अनुग्रह ( पंच कृत्य } निरन्तर करता रहता है । 
शिवकाक्तृंभावही शक्तित्त्व है । इस प्रकार क्रिया विकार या विवतं 
न होकर वह्‌ परमात्मा के स्वतन्त्र साम्यं को अर्भव्यक्त करती .है। 
न्याय के परमात्मा मे ज्ञान, क्रिया ( अ्रमल्न ) आदि समवेत है.+अतः न्याय 


(इ 


का ईहवर भी ज्ञाता एवं कर्ता है किन्तु उसका ज्ञातृत्व एवं कतृ त्व अन्या- 
धीन या परतन्त्र है । जीव के अदष्ट एवं परमाणु आदि उपादान कारर्णो 
के परतन्त्र रहकर ही वह सृष्टि करता है । स्वातन्त्यवाद को स्वीकार न 
करने वाले नैयायिक का ईदवर इस प्रकार कतुंमकतुमन्यथा कर्तुं समर्थं! 
नहीं है । वह मात्र संयोजक-वियोजक है, वास्तविक ईदइवर नहीं है। 
वस्तुतः ईङवर की तो पुणे कल्पना शौवदर्शान मे ( ओौर इसी प्रकार वेष्णव- 
दर्शान में ) हमें मिलती है । वह्‌ निगममूलक या नास्तिक दर्नों में प्राप्त 
नहीं होती । ईइवर जिस प्रकार वास्तविक जाता एवं कर्ता है गौर इस 
नाते निर्माणादि में स्वतन्त्र है उसी प्रकार शिव के स्वात्मभूत हम सब 
परिमित प्रमाता भी । शिव सत्य है, हम सब सत्य है, जगत्‌ सत्य है । हम 
सत्‌ ही नहीं अपितु स्वतन्त्र भी दै । परमार्थं का यह्‌ बोध हमे जीवन ओर 
जगत्‌ को पहचानने की नई दिशा दिखाता है। कादमीर शेव द्ेनकी 
दृष्टि वेदांत, सांख्य, न्याय आदि से भिन्न है ओौर इसकी वेदिक दर्शनसे 
संगति भी है । उपनिषदों को पठकर हमें संसार की पूर्णता का भान होता 
है पूर्णमदः पूणंमिदम्‌ । प्रतीत होता है कि उसी ईद्वरसे यह सब संसार 
परिव्याप्त है--ईशावास्यमिदं सर्वं यत्कि जगत्यां जगत्‌ । यही अनुभूति 
परमार्थसार के दशेन में होती है । उपनिषदों तथा श्रीमदभगवद्गीता की 
संग्राहिका दष्टिसे परमार्थसार का घनिष्ठ सौहादं दिखाई देता है । टीका 
मे, अनुवाद मे तथा टिप्पणियों मेँ इस सौहादं की अविरल व्याख्या है। 
परमार्थसार बहृत वर्षो से अनुपलन्ध है । इसकी विवृति टीका मूल रूपमे 
दे दी जाती तो संस्कृत के पाठकों को ओर भी सुविधा होती। भूभिकामं 
परमार्थसार की विषयवस्तु की मीमांसा के साथ कारमीर शैवदर्शन की 
आचायं परम्परा का उल्टेख उपयोगी होगा । प्राक्कथन लिखने का आग्रह 
प्रकाशक का था अतः ओर किसी को नहीं तो उन्हं धन्यवाद देना 
आवश्यक है । 


रामचन्द्र द्विवेदी 











दो शब्द 


आचायं अभिनवगुप्त के जीवन एवं दर्शन का किवा परमार्थसार मेँ 
प्रतिपादित विषयों का विवेचन इस प्रस्तावना का उदेश्य नहीं है । अभिनव- 
गुप्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की सांगोपांग॒ मीमांसा डा० कान्तिचन्द्र 
पाण्डेय के ग्रन्थ में द्रष्टव्य है। यहां अभिनवगुप्त प्रणीत परमार्थसार तथा 
उसकी योगराज-कृत विवृत्ति टीका के संबन्ध मे दो शब्द छिखना अनुचित 
न होगा । 

प्रस्तुत परमार्थसार का अंग्रेजी अनुवाद डा० वार्नेट ने "जनल ओंफ 
राय एशियाटिक सोसाइटी मेँ १९१०-१५ के बीच प्रस्तुत किया था। 
उसके बाद छिलियेन सिलबर्न ने फ़ न्च अनुवाद एवं टिप्पणी के साथ इसका 
संस्करण १९५७ में प्रस्तुत किया है । 


अभिनवगृप्त का परमार्थसार एक प्राचीन ग्रन्थ (आधारकारिका' 
का रौवदर्शोन के अनुसार रूपान्तरण है जिसमें अधिकांश भाग प्राचीन 
पुस्तक से संग्रहीत है किन्तु कुछ अंश बढ़ाये ओर परिवर्तित भी किये गये 
है । आदिशेष के परमार्थसार को राघवानन्द के विवरण के साथ टी 
गणपतिशास्त्री ने अनन्तशयनसंस्छृत ग्रन्थावलि १२ में संपादित किया है। 
यह्‌ शिवकं विपरीत विष्णु को परम तत्त्व घोषित करता है ।' 


जे०सी० चटर्जी ने अपनी पुस्तकं कारमीर दविज्म ( प०१०-१२ ) 
मे तथा डा० पाण्डेय ने अपनी पुस्तक अभिनवगृप्तः एन हिस्टोरिकल एण्ड 
फिलोसफिकल स्टेडी' ( प° ६४-६९ ) में यह सप्रमाण प्रतिपादित कर 
दियादहै क्रि विष्णुस्तवनपरक, प्रकृतिपुरुष कं विवेक को मानने वाला 
वेदान्ती परमार्थसार अभिनवगुप्त कं परमार्थसार काआधारहै। यह्‌ बात 
अभिनवगप्तने स्पष्ट करदीदहै कि आधारकारिकाओंमें जिस विषय का 
प्रतिपादन था उसी को शिवदशंन के अनुसार कहा गयादहै। योगराजने 
इसको स्पष्ट करते हुये कहा है कि साख्यद्ंन के अनुसार प्रकृतिपुरुष के 
विवेकज्ञान से परमब्रह्यकी प्राप्तिको मोक्षका मागं प्रतिपादित करने 
वाला एक ओर परमार्थसार नामक ग्रन्थ है जिसे अनन्तनाथ (आधार 


१. त्वामेव विष्णुं शरणं प्रपद्ये -१ 














१. 


जेष =अनंत ) ने बनाया था । उसीको परमाद्रय दौवदर्शेन की दृष्टि से 
अभिनवगुप्त ने प्रतिपादित कियादहै। परमार्थसारको ही 'परमाथंसंग्रह' 
यां परमार्थसार संक्षेप'के नामसे डा० पाण्डेयने भीस्वीकार क्ियादहै 
( देखिये प° २९-३० ) । ओर मृजे प्रतीत होता है कि अभिनव गुप्त के 
रथों की सूची में १० वें स्थान पर जिस परमार्थसार ओर ४० वें स्थान पर 
जिस परमार्थसंग्रहकोरखादहै,वे दोनों एक ही दै । 


परमार्थसार के टीकाकार योगराज क्षेमराज के शिष्यहैँ जो 
वितस्तापुरी में रहते थे, विरक्त ओर तरस्वी धे । उन्होने अपनी टीक।में 
हौवदरशन के ग्रन्थों के अतिरिक्त उपनिषदों तथा गीताके आधार परर 
शिवाद्रय की स्थापना की है । उनकी विवृति प्रसादगुणसम्पन्न है, कभी- 
कभी उसमें पुनरुक्ति है ओर साधारण शब्दों की व्याख्या भी अनेक है। 
मन्त्र सम्प्रदाय के रहस्य का उन्मीलन करने वाके अंश भी इसमे अनेक हैँ । 
जैसेकि देखिये ८० वीं कारिका की व्याख्या तथा प्रकाशित पुस्तक का 
पृ० १५० । उन्होने कदाचित्‌ परमगुरं अभिनवगृप्तसे भी ज्ञान प्राप्त 
कियाथा। 


अभी तक विवृति के साथ परमार्थसार का अनुवाद हिन्दी में नहीं 
हुआ था । यह्‌ प्रथम प्रयास है। भूमिका में अध्ययन प्रस्तुत है । 


इस ग्रन्थ को प्रस्तुत करते समय सर्वप्रथम मृञ्ञे अपने निदेशक 
डं० विष्णुराम नागर भूतपूर्वं रीडर उदयपुर विश्वविद्याख्य का सादर 
स्मरण आता है । मै उनकी हदयस कृतज्ञ हूं । इस ग्रन्थ का मूद्रण एवं 
प्रकाशन वाराणसी में हुआ। इसके इस रूप मे प्रकाशन का साराश्रेय 
डों० कामेदवरनाथ मिश्र, उपाचार्ये, उच्चतर तिव्बती अध्ययन संस्थान, 
सारनाथ को है । उनके उजञ्ज्वलतर भविष्य की मँ परमात्मा से प्रार्थना 
करती हं । 

इस ग्रन्थ को प्रकारित करनेके लिए मोतीलाल बनारसीदासके 
के श्रीजैनेन्द्र प्रका जैन मेरी गुभकामनाओं के अधिकारी है। 


कातिक पूणिमा कमला द्विवेदी 





१. देखिये परमार्थसार, कारिका ३ 


भूमिका 


डों° ( श्रीमती ) कमला द्विवेदी 


परमार्थसार का प्रतिपाद्य : 


अभिनवगुप्त के परमार्थसार में प्रथमतः परमतत््व शिव के स्व- 
रूप का निरूपण है । वह शिव ॒ अपनी स्वातंत्यशक्ति, माया, प्रकृति तथा 
पृथ्वी इन चार अण्डोंमे सृष्टिका निर्माण करता है । इसी अण्डचतुष्टय 
के अन्तरगत भोक्ता एवं भोग्य अथवा प्रमाता एवं प्रमेय कवा द्रष्टा एवं 
दृश्य का समग्र विव अन्तभूत है जिसप्रकार निर्मल स्फटिक मणि विविध 
वर्णोकारूप ग्रहण करलेती है उसी प्रकार महेदवर भी विविधरूपोंको 
धारण करलेतादहै। स्वयं निविकार होने पर भी शिव जल में प्रतिबिवित 
चन्द्र विम्बरकी भांति,चलया स्थिर प्रतीतहोताहै। इस महेद्वरका 
प्रतिबिम्बन सर्वत्र होने पर भी इसका दर्शन बुद्धि-दर्पणमें हीहो एाताहै, 
जेसेकि अदृश्य राहु का चन्दरविम्बमें। शिवके शक्तिपातया अनुग्रहसे 
विमल बुद्धि दपण में शिव प्रकाशित रहता है । इसी परतत्त्व मेँ ३६ तत्त्वो 
का जगत्‌ प्रतिष्ठित है । शिव एवं सृष्टि का संवंध विम्ब एवं प्रतिबिम्ब की 
भांति है । द्पेणमें प्रतिबिम्बित नगर एवं ग्राम आदि परस्पर भिन्न होते हए 
भी दपेणमें अविभक्त होतेह साथहीदर्पणसे भिन्नभीदहोतेरहै। इसी 
प्रकार यह जगत्‌ तत्त्वतः शिव से अभिन्न होने पर भी एकं दूसरे से तथा 
शिवसे भिन्न रूपमे प्रतीत होताहै। इस प्रकार १-१३ कारिक्राओं मे शिव 
के स्वरूप ओौर सृष्टि के साथ उसके संबंध का निरूपण कर १४-२२ कारि- 
काओंमें ३६ तत्त्वोंका निरूपण कियागयादहै। जिस प्रकार छिलका 
चावलकेदानेकोढकलेता है उसी प्रकार प्रकृतिसे प्रारम्भ कर पृथ्वी 
तक की सृष्टिशिवको उसी की इच्छासे आवृत कर लेती है। आत्मा 
तीन कोषोसे दपी हूर्दहै। इसीको त्रिविध मल भी कहाजाताहै। 
आणवमल अत्यन्त सूक्ष्म तथा अन्तरंग है क्योकि वह रिवके स्वखू्पका ` 
संकोच या स्वरूप हानि करतादहै। मायीय मलसेज्ञातृत्व तथा क्तृंत्वमें 
भेद की प्रतीति होतीदै। तीसरा मलका्महै। जोकि स्थूल तथा वाह्य 
है ओर यही संसारका प्रमुख कारणहै। इसीसे शरीर, विषय तथा 
इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है । वस्तुतः यह्‌ त्रिविध मल अज्ञानका ही 

















( < ) 


ध है जो एकत्व में अनेकत्व की प्रतीति कराता है। २४-२५ कारि- 
काओंमे मलके निरूपणके बाद कारिकाकारने स्पष्ट कियादहैकि सभी 
कुछ शिव की ही विभिन्न अवस्थां हँ! (२६), विज्ञान अन्तर्यामी आदि 
के भेद व्यवहार मात्र है, उनकी पारमाथिक सत्ता नहीं है (२७), वह्‌ शिव 
बन्धन एवं मोक्ष की क्रीडा मदारी की तरह से करता रहता है ( ३२,३३ ) 
सृष्टि, स्थिति, संहार, जागरण, स्वप्न ओौर सुषुप्ति से वह्‌ परे है अतः वह 
तुरीयधाम है जिसमे ये तीनों अवस्थां प्रकाशित रहत दै ( ३४), वह 
श्िव मायीय विकारोंसे उभी प्रकार अद्धृता रहता जेसेकि आकाश 
धूल आदि से (३६), वह्‌ अपने जीवों के मनोविकारोंसे भी वस्तुतः 
प्रभावित नहीं होता (३८), वही श्रम ( अनात्मा मे आत्माभिमान ओर 
आत्मा में अनात्माभिमान) को नष्ट करता है (३९.४०), दैत विकल्प को 
नष्ट कर अद्वैत की भावना से शिवस्वरूपकी प्राप्ति का विवेचन ४१-५२ 
कारिकाओं में किया गया । जिष प्रकार पानी-पानी में अथवा दूध दूध 
मेमिलजाताहै उसी प्रकार योगी ब्रह्यमें लीनो जातादहै उसे शिव- 
मयता की स्थितिमे नोक होतार न मोह ओर वह्‌ अकुतोभयहो 
जाता है (५८) । 

मिथ्याज्ञान से कर्मका फल होतादहै ओर ज्ञानसे कमं का विनाश 
होता है (५३-५७), ज्ञान की महिमा का प्रतिपादन अथवा ज्ञान के प्रदीप्त 
हो जाने पर ज्ञानी का कर्मं फल उत्पन्न नहीं करता है, इस विषय का 
विवेचन (६२-६७) कारिकाओं में उपलन्ध होता है । वस्तुतः अज्ञान, भ्रम 
अविद्याया माया (१५) के कारण ही प्राह्य-ग्राहक का भेद होता है (२५) 
श्रम मे महान्‌ शक्ति है (२८), उसी से धम्मधिर्मादि भेदों कौ उद्‌भावना 
होती है (२९), उसके दो रूप हँ आत्मा मे अनात्मा का अभिमान (३०) 
तथा अनात्मा मे आत्माभिमान (३१), मिथ्याज्ञान से ही शुभाञुभ कमफल 
होता है (५३) तथा जन्म-मरण की प्राप्ति होती है (५४) । परमार्थसार में 
अत्यन्त विस्तार के साथ योगी,ज्ञानी अथवा मूक्त पुरुष का वर्णन ६८-१०२ 
कारिकाओं मे उपरुब्ध होता है । अन्त की तीन कारिकाओंमे सन्मागेमें 
चलने की प्रेरणा देकर ग्रन्थ का उपसंहार किया गयाहै। 


कश्मीर शेवदशंन के छ॑त्तीस तत्तव : 


| ॐ से प्रारंभ कर पृथ्वी तत्व तक यह जगत्‌ छत्तीस तत्त्वों से 
संघटित है- षट्‌त्रिशादात्म जगत्‌ । तस्य भावः तत्त्वम्‌ । इन्ह तत्त्व इसीलिए 





१. कोष्ठकमें दी हुई संख्या कारिका संस्था सूचित करती दै। 


, ६८८. 


कंहा गया है क्योकि ये सारे उसी शिव (तस्य) की ही आत्माभिव्यक्ति 
( भावः ) है। तथा उसी का विस्तार या व्यापन है- तननाद्‌ व्याप्तृ- 
भावतः । इन छत्तीस तत्वों में प्रथम दस - शिव, शक्ति, सदारिव,सद्‌विद्या, 
कला, विद्या, काल, राग तथा नियति कादमीर दौव दर्शन की अपनी 
कल्पना है । इनके बाद वेदान्तमें प्रचलित माया ११ वां तत्त्व है । इनके 
अतिरिक्त सांख्य में स्वीकृत पच्वीस तत्त्व: पुरुष (१) तथा प्रकृति (२)ओौर 
प्रकृति के २३ परिणामः वुद्धि, अहंकार, मन ( अर्थात्‌ त्रिविध अन्तःकरण) 
५ बुद्धीन्द्रिय ( श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, घ्राण), ५ कर्मन्दिय { वाक्‌, 
पाणि, पाद, पायु, उपस्थ), पांच तन्मात्र ( रब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध ) 
तथा ५ महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) दौवद्शेनमें 
स्वीकृत है । माया रिवका अन्तरंग कंचुके है तथा प्राकृतिक सगं (प्रकृति 
से प्रारंभ कर पृथ्वी पर्यन्त तक की सृष्टि ) उसका बाह्य कंचुक है । 
यह बाह्य देहरूप प्राकृतिक कचूक ही कामं मल है । मायीय तथा प्राकृतिक 
( कामं ) कचूक, कोश या मल के अतिरिक्त परम सूक्ष्म को आणव मल 
कहलाता है । ये त्रिविध मल तत्वोंके ही अन्तगंत हँ उनसे पृथक्‌ नहीं 
है । डिव ज्ञान है, मल अज्ञानदहै। मलही संसार कामूल है । आणव मल 
सेज्योंदही ज्ञान में स्वातन्त्र्य की तथा स्वातच्त्यमें ज्ञान की हानि होती 


हैत्योही सृष्टि का प्रथम स्पदन होताहै। 


छत्तीस तत्त्वो मे शिव को परिग्रहीत करके कुछ आचार्य परमरिव 


को संतीसवां तत्त्व मान लेते हैँ जो सर्वथा निःस्पद रहता है, कोई इसे परम 
भेरवकी संजञादेते दै । प्रथम पांच तत््वः िव,शाक्ति, सदाशिव, ईदवर 
तथा सद्विद्या मे इदन्ता अथवा विषयता का उल्टेख नहीं होता अतः इन्हे 
शुद्ध अध्वा ओर शेष ३१ तत्वों को अशुद्ध अध्वा कहा जाताहै। 
यद्यपि माया वेदान्त से तथा २५ तत्त्वे सांख्य-संप्रदाय से दौवदश्न 
मे ल्यि गये हैँ किन्तु उनका तात्त्विक अन्तर यह अवद्य याद 
रखना चादिएकिये सभी तत्व शिव के स्वातन्त्य तथा लीला के 
अभिव्यञ्जक हैँ । नट की भांति शिव विभिन्न उच्चावच ज्ञानाज्ञानरूप, 
विषय - विषविरूप सूक्ष्म -स्थूलरूप भूमिकाओं में स्वयं अवतीर्णं 
होता है-- चितिः स्वतन्वा विश्वसिद्धिरेतुः ( प्रत्यभिज्ञाहृदय ) । इससे 
विपरीत वेदान्तमे ब्रह्मान तो स्वतन्त्र है ओर न माया उसकी शक्ति 
है । सांख्य कौ प्रकृति भौ निगुण, निस्पकारी, निःसंग पुरुष से स्वतन्त्र रह्‌ 
कर अंधे जगत्‌ का निर्माण करती है । पर शेवदशंन के अनुसार यह्‌ सारा 























(११९ } 


| संसार भी उसी चेतन की आत्माभिव्यक्ति है । उसी की शक्ति का 
स्फार है। इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया की प्रमुख ओौर रोष अनन्त शक्तियों से 
संपन्न ईइवर विना किसी सहायता के विना किसी भित्तिकं जगच्चित्रका 
निर्माण करता रहता है। वह अपूवं कलाकार है जो अपनी मानसी 
कल्पना से जसा चाहता है वैसा संसार अपनी लीला के लिये अपनी स्व- 
तन्त्रतासे रच देता है । इस प्रमुख सैद्धान्तिक दुष्टिको स्वीकार करनेके 
बाद वेदान्त-सांख्य सम्मत तततव चक्र का निरूपण एक जसा है । शेष दस 
तत्त्वों का संक्षेप में निरूपण कर देना उचित होगा । 


शिव तत्त्व: 


ईडवरता, कत ता, स्वतन्त्रता, वचिरस्वरूपता, पूणेअहंता के पर्याय 
ह । पूणं अहन्ता ही शिवत्वं है । शिव को परासंवित्‌, भैरव किवा परम- 
तत्त्व भी कहते हैँ । यह्‌ निविकल्पक एवं स्वतंत्र है । प्रत्येक जीव में रहने 
वाला ही आत्मतत्त्व ही शिवतत्तव है । एक एवं अद्रय संवित्‌ ही प्रमाता एवं 
प्रमेय आदि रूपों मे अवभासित होती है । यह्‌ अनन्त वस्तुओं में रहने पर 
भी एक है । एकी संवित्‌ का अनेक लू्पों मे अवभासन ही उसका परमार्थं 
हैजो उसी प्रकार उसकी एकताको भंग नहीं करता जिस प्रकार समुद्र 
मे उठने वाली तरंगे समृद्रकी एकता को भंग नहीं करती हँ । परमशिव 
जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु मे, अपनी स्वातन्त्य-शक्ति कं कारण भासित होता 
है जैसाकि परमार्थषारमें उल्लेख है 


भारूपं परिपूर्णं स्वात्मनि विध्रान्तितो महानन्दम्‌ 
इच्छासंवित्करणेनिर्भरितम्‌ अन्तशक्तिपरिपुणंम्‌ ॥ 
सवंविकल्पविहीनं शुद्ध शान्तं लयोदयविहीनम्‌ । 
यत्परतत्त्वं तस्मिन्‌ विभाति षटत्रिशदात्म जगत्‌ ॥ 


अनन्योन्मुख स्वात्म-विश्वान्त आनन्द रूप परमशिव मे जब प्रकार- 
रूपता ओर विमशेरूपता प्रकारित होती है तभी शक्तिमत्‌" ओौर शक्ति" 
अथवा विरवोत्तीणं जौर विदवमय इन दो स्वरूपव्यञ्जक शब्दों का प्रयोग 
सम्भव है । प्रकाश विमं से अनुप्राणित है विमं प्रकाश से। 'षट्तिशत्‌- 
तत्त्व संदोह" मे कटा गया है कि विश्वोन्मीलन की आद्या इच्छाशक्ति ही 
शिवतत््व है इसी को स्पन्द कहते हैँ । विदवोन्मीलन के प्रति परमशिव की 
इच्छा की उन्मुखता से ही उसके दो स्वरूपो अर्थात्‌ विश्वोत्तीर्णता 
ओर विइवमयता का आभास होने लगता है। विश्वोत्तीर्णता उसकी 





( ११) 


प्रकाशरूपता है ओौर विश्वमयता विमशरूपता । प्रकाश का विमशं (बोध) 
उसके शिवरूप की अभिव्यक्ति है ओौर विमं का प्रकाश ( अभिव्यक्ति) 
उसके शक्तिस्वरूप की । परासंवित्‌ शिव एवं शक्तिका अद्रयरूपदहै 
अर्थात्‌ शिव तथा शक्ति का सामरस्य है। शक्ति के बिना शिव शव 
है। इकार शक्ति का वाचक हैः-'इकारः शक्तिः । ओौर शिवकं तिना 
गक्ति का अस्तित्व नहीं हैः- 


न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिः शिववजिता । 
तादात्म्यमनयोनित्यं वह्धिदाहकयोरिव ॥ 


शिवतत्त्व पूर्णं अहंता का प्रतीक टै । यह शिवावस्था में इदन्ताका या 
किसीभी प्रकारक भेदका आभासन नहीं होता । शिवततत्व प्रमाताभों 
के अन्तस्‌ मे अहंता की अनुभूतिके रूपमे विद्यमान है अतः मुक्त पुरुष 
को शिवोऽहम्‌ की सहज प्रतीति होती है। इस अवस्थामें ज्ञान ओर 
क्रिया का सर्वथा अविभाग रहता है इस अवस्थामे ज्ञान ओर ज्रियाकी 
अविभक्त अवस्था ही शिवतत्तव है । आत्मवादी दशन के अनुसार इसे परम 
आत्मा क्रिवा परमेइवर कहा जा सकता है । यह शिवतत्त्व व्रिशवोत्तीणे 
होने पर भी अपनी श्रियाशक्तिके द्वारा समस्त विश्व को अवभासित कर 
वि्वरूप हो जाता है । इस प्रकार शिवतत्तव मूलतः समग्र पदार्थो एवं 
प्रमाताओंका मूकाधारदहैउसीसे समग्र वि्वका प्रकाशनः, आभासन 
या उन्मीलन हुआ है । विभिन्न रूपों एवं आकारो मे विभक्त यह विख 
सदा रिवतत्त्व में प्रतिबिम्बित रहता है । शिव सृष्टि क्रममें बिम्बहै ओर 
समग्र विश्व उसी का प्रतिबिम्ब है । शिवतत्त्व, की दशा का अनुभव करने 
वाला प्रमाता शाम्भव प्रमाता कहलाता है जिसे शुद्ध अहम्‌' कौ अनुभूति 
होती है। 


सांख्य में पुरुष केवल चैतन्य स्वरूप है उसमें कतृं त्व नहीं है कतूंत्व 
तो प्रकृतिमें है! वेदान्तमं ब्रह्म निगु ण-स्वरूपहै कतूत्वतो मायामे 
है । उनका ब्रह्म तो क्रियाविहीन शुद्ध ज्ञानरूप है । परन्तु शेवदशेन मे शिव 
ज्ञानरूप तथा क्रियारूप दोनों है । उस कोरे ज्ञान से क्या जिसका कोई 
परिणाम, कोई कार्य न हो । ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसमे कतृ त्व 
होता है। अतः यह परमशिव वेदान्त क ब्रह्म एवं सांख्य कं पृरष से बिलकुल 
भिन्नहै। परमशिव चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रक्तियों से 














( १२ ) 


परिप्रणं है । यह मपनी स्वातन््यशक्ति' से सम्पूणं जगत्‌ मे भासित होता 
है। वाक्‌ ओर अथंकी भाति चन्द्र ओर चन्द्रिका कं समान अथवा व्ल 
ओर उसकी दाहकता के समान शिव एवं शक्ति का सहज सामरस्य है । 


इसीक्ए शिव को प्रकाश-विमर्शमय कहा गया है अर्थात्‌ उसमें 
चैतन्य एवं क्रिया का सहज समन्वय है । ) 
शवितितत्वः--शिव ओर राक्ति में अभेद एवं अविनाभाव है। अग्नि 
ओौ र उसकी दाहिकाशक्ति के समान इनमें नित्य तादात्म्य है, जेसे जिसमें 
जलाने को शक्तिन हो उसे अग्नि नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार 
जिसमें शक्ति न हो वह शिव नहीं माना जा सकता दै । शिवतत्व न तो 
निष्क्रिय है ओर न अशक्त । शवितिके बिना रिवम किसी प्रकारका 
स्पन्दन भी सम्भव नहीं है। शंकराचार्य की इस संबंधे यह्‌ उक्ति 
उल्लेखनीय है :-- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः श्रमवितुम्‌ 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥ 


शिव में विइवसृष्टि की इच्छा का उन्मेष ही शक्तितत््व है । शक्ति- 
तत्तव समग्र विद्व का बौजभूत है । सिसृक्षा का भावही शिव को शक्ति 
तत्तव में परिवतित कर देता है-- 


अस्य जगत्‌ स्ष्टुमिच्छां परिगृहीतवतः परमेश्वरस्य प्रथमस्पन्द 
एवेच्छाशक्तितत्त्वम्‌ । 
क्षेमराज, पराप्रवेशिका पृ०, ६-७ 

विश्वोत्तीर्ण शिवतत्व की विदवोन्मुखता शक्तितत्त्व है । इस 
अवस्था में अहम्‌" के साथ "अस्मि" की भी अनुभूति होती है अर्थात्‌ 
परप्रमाता का अहमस्मि" यह अनुभव शक्तितत्त्व का द्योतक है । विङ्वके 
सभी पदार्थं शक्तिरूप है । इन शक्तयो मे चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान तथा 
क्रिया इन पांच शक्तियों को प्रमुख माना जाता है । इनमें भी सर्वप्रधान 
स्वातन्त्य शक्ति है-- 





व स्वातन्व्यकषंयोजनवियोजनाुसंघानादिलूपं, आत्ममात्रतायामेव जडवद्‌ 
अविश्रान्तत्वम्‌, अविच्छिन्न भरकर शस) रत्वम्‌, अनन्यमुखप्रोक्षत्वम्‌ ।-ईदवरप्रत्यभिज्ञा 
"ग १.१.१३४ 





(0.1 


तस्मात्‌ संवरि्वमेवेतस्वातन्त्रयं सत्तदप्यलम्‌ । 
विविच्यमानं बह्लोषु पयंबस्यति शक्तिषु ॥ 
तन्त्रालोक १. १६० 


शिवतत्तव में चैतन्य की प्रधानता थी तो शक्तितततव मे आनन्द की 
प्रधानता का अनुभव होता है। अहंता की अन्तमु खता शिवतत्त्व है तो 
उसकी बहिमुं खता क्ितितत्व है । वैसे यह कहना आवश्यक है किं इस 
अवस्था मे अन्तर ओर बाह्यका भेद नहीं होता है। सर्वथा निस्पन्द 
शान्त समुद्रमें पहली हल्की लहर की तरह यह्‌ शक्तितत्तव है । जो दाशँ- 
निक शक्तितत्व को प्रधान मानते वे शाक्त ओर जो शिव को प्रधान 
मानते हवे शेव कहलाते है, वैसे शिव ओर शक्तिका भेद पारमार्थिक 
दृष्टि से करना संभव नहीं है इन दोनों का भेद केवल व्यवहार 
मात्र मे है- 


शिवाख्यं षरटात्रिशं, तच्च सशक्तित्वेऽपि प्राधान्यादेकं शक्तहि 


न शक्तिमतो भिन्ना भवितुमर्हति ॥ 
तंत्राखोक टीका आ० ११ पूर ४३ 


श्िवशक्तिदरं धं प्रकाशविमशंस्वरूपं परमाथत एकमेव तत्त्वं 
प्रकटीमवेत्‌ ॥! 
विज्ञानभैरव वृत्ति, प° २२ 


सदाशिवततत्वः- इच्छाशक्ति के प्राधान्य होने पर एवं ज्ञान के 
उद्रकं होनेपर शिव का आभासन सदाशिवतत्त्वः है। शिव-शक्ति की 
अवस्था अभेद की है उसमें भेद का कुछ भी भान नहीं होता । सदाशिव- 
तत्त्व भेदाभेद की भूमिका व्यक्त करतादै। शिव के अन्तमूखस्पन्दमें 
ज्ञान की ओर उसके वहमु ख स्पन्दमें क्रिया की अस्फुट एवं निविषयक 
अभिव्यवित होती है । रिव का यन्तः निमेष सदाशिवतत्व टै ओर बाह्य 
उन्मेष ईरवरतत्त्व है । 


उत्पल ने अपनी ईश्व रप्रत्यभिज्ञाकारिका मे कहा है-- 
ईश्वरो बहिरूमेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः 1 


चंकि इस भूमिका में भी वास्तविक बाह्यता स्थापित नहीं होती 
इसलिए यह्‌ शिवतत्त्व मे अभेद की भूमिका है । पर आन्तर बदिमुखताका 











( १४) 


आभा्तन होता है इसलिए यह्‌ मेद कौ भूमिकाभीहै। इसप्रकार 
सदाशिवतततव शिव की भेदाभेदभूमिका है। इस भूमिका का अनुभव 
करने वाला प्रमाता मन्त्रमहेश्वर कहा जाता है । उनकी अनुभूति का स्वरूप 
'अहमिदम्‌' का है । इस प्रतीति में इदं अहं से भिन्न नहीं, उसी का रूपभेद 
है, क्योकि इदं भी आन्तर ही है । 'अहमिदम्‌' की प्रतीति में भी इदन्ता 
अहन्ता से आच्छादित रहती है । "अहं" मै “इदं ' अंश का अस्फुट उल्लास 
ही सदारिवतत्तव हैः- 


(तत्र यदा अहम्‌ इत्यस्य यदधिकररगं चिन्मात्ररूपं तत्रे वेदमंशमुल्ला- 
सयति तदा तस्यास्फुटत्वात्‌ सदाशिवता अह मिदम्‌" इति ।' 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी भाग २ प° १९१ 


कुछ अस्फुट रेखाओं से उन्मीलित चित्र की भांति सदाशिवतत्त्व है, 
जिसमें विवरूपी चित्र का प्राथमिक आभास तो है किन्तु वह उकरा 
( अंकित ) हुआ नहीं है । शिव-शक्ति की भूमिका सदसद्‌" की भेद-भूमिका 
से सर्वेथा परे है किन्तु सदाशिवतत्तव मे “सत्‌" प्रथम अभिव्यक्ति होती है । 
इसलिए इसे सादाख्य तत्तव भी कहा गया है - 
यतः प्रभृति सदिति प्रख्या, सदाख्यायाश्च सदाशिवशब्दरूपाया इदं 
वाच्यं तत्वम्‌ । तत्सादाख्यं त्वम्‌ । 
ईरवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भागरे पृ° १९५ 


जगत्‌ का प्रलय इसी अवस्था में आकर पूणं हो जाताहै इसीलिए 
आगमो मे इसे अन्तः निमेष कहा गया हैः-- निमेषोऽन्तः सदाशिवः । 


ईश्वरतत्त्वः-रईरव रतत्तव की अभिव्यक्ति क्रियाशक्ति के उद्रेकसे 
होती है । शिव की इच्छा का अन्तमुख स्पन्दन सदारिवतत्त्व है तो बहि- 
मुः ख स्पन्दन ईइवरतत्त्व है । इस भूमिका का अनुभविता प्रमाता मन्तरेश्वर 
कहलाता है जौर इसका अनुभव इदं अहं के रूप में होता है । अर्थात्‌ “अह्‌' 
की अपेक्षा “इदं ' प्रधान हो जाता है जबकि सदाशिवतत््व मे अहं की 
प्रधानता थी । इदं" का अभिप्राय विश्व सेहै। अहन्ता की अनुभूति में 
जब इदन्ता या विड की आन्तर अनुभूति होती है तो वही ईश्वर तत्त्व 
कहटलाता है । अहं" का विमं दोनों तत्त्वो में होता है पर इदं" अंशकी 
स्फुटता ओौर अस्फुटता को लेकर सदाशिव एवं ईइव रततत्व भिन्न-भिन्न माने 
गये है । 


( १५ ) 


सदविद्याः--रपांचवां तत्व शुद्धविद्या या सद्विद्या हैः: शुद्धता का 
अभिप्राय रहै स्थल, स्फुट, या बाह्य इदन्तान होना । इदन्ता जौर अहन्ता 
की एक समान स्फुट प्रतीति ही सद्विद्या है। माया-प्रमाता की 
अनुभूति में अहं ओर इदं" पृथक्‌-पृथक्‌ अधिकरणों के द्योतक होते 
है । “अहुः का अभिप्राय प्रमाता से होता दहै भौर द" का प्रमेय 
( विषय ) से। इन दोनों का. भेद सुस्पष्ट होता दै। शुढविद्या की 
भूमिकामे एक ही अधिकरण मे अहं" ओर “इदः दोनों की प्रतीति 


होती है ~ 
ये एते अहम्‌ इति इदम्‌ इति धियौ तयोर्मायाभ्रमातरि पृथगधिकर- 
णत्वम्‌ अहम्‌ इति ग्राहके इदम्‌ इति च ग्राह्यो । तन्निरासेनेकस्मिन्नेवाधि- 
करणे यत्सं गमनं सम्बन्धस्ठरूपप्रथनं तत्‌ सतो शुडढाविद्या । 
ईशवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भाग २१० १९६-९७ 
दस प्रकार अहंता ओर इदंता का अभेद-बोध ही सदविद्या हैः-- 
सा भवति शुद्धविद्या येदन्ताहन्तयोर्भेदमतिः। 
षट्‌त्रिशतत्त्वसं दोह, श्लोक ३ 
एक तराजू के दो समान पलडो की तरह्‌ अहं! ओर "इदं" का जहां 
अनुभव हो वह्‌ सद्विद्या का द्योतक है । इस प्रकार “अहमिदं' का शुद्ध 
परामर्श ही सद्विद्या है । शुढविद्या को परापर-दशा कटा गया है । भावों 
का अनात्मरूप मे भासन अपरत्व ( अपूरणेत्व ) है जौर उनका अहंता मे 
आच्छादित रहना परत्व है। चकि सद्विद्या मे अनात्मरूप से भासित 
पदार्थं अहंता से आच्छादित रहते दँ अतः इसे परापर-दशा कहना 
उचित हैः- 
श्रत्रापरत्वं मावानामनात्मत्वेन भ।सनात्‌ । 
परताहन्तयाच्छादात्परापरदशा हि सा॥ 
ईश्वरप्रत्य्भिज्ञा कारिका 
अहं तथा इदं की समकोटिक अनुभूति करने वाले प्रमाता मन्त्र 
कहलाते हैँ । इस प्रकार शिव से लेकर सदूविद्या तक्र शुद्ध अध्वा कहलाता 
है ओर उनके प्रमाता क्रमशः शाम्भव, शक्तिज, मन्त्रमदेश, मन्त्रनायक 
तथा मन्त्रनामते माने गये दैः- 

















( १६ ) 


~ शक्तिजा मन्त्रमहेशा मन्त्रनायकाः । 
मंत्रा इति विशुद्धाः स्थुरमो पंच गणाः कमात्‌ ॥ 


शिवशक्ति की भूमिका अभेदकी तथा शेष तीन तत्व भेदाभेद. 
भूमिका में अवश्थित है । इतके अनि के तत्वों से भेदभुमिका का प्रारम्भ 
हो जाता है इषलिर्‌ उत्ते अगुद्र ज्वा कहू जाता दै। इस भूमिका का 
प्रथमतत्त्व माया है । 


पाचकचुकः--रोवदशंन मेँ निरूपित पंचकंचुक मायातत््व को ही 
विव्रिधलूगोंमेंप्रक़ृट करते दँ अतः उन्हरँमायाका ही परिणाम या विस्तार 
कहा जा सकता हैँ । ये पांच तत्तव हैँ कला, विया, काल, राग, नियति । 
कला कतृं त्व का संकोच है अर्थात्‌ अपरिमित कतरत्कं को संकुचित कर 
देना ही कलातत्तत का कायं है। प्रमाता की ज्ञानशक्ति के संकोच का 
कारण त्रिद्यातत्है। इपी बात को दूपरे गञ्च में कट तो यह भी 
कहा जा सक्ता है ङि कला ओर विद्याततव क्रमशः किचित्‌ कत्रत्व ओर 
किचित्‌ ज्ञान प्रकृटकतते हैँ ओर उपवे प्रनाताको किचित्‌ करोमि" ओर 
किचित्‌ जानामि" की अनुरति होती हैः-- 


भरस्य शन्यादेजडस्थ विद्या क्रचिज्ज्वोन्मोलतरूया बुद्धिदरपणसंकरान्तं 

सावरराशि नोलपुादि विवितक्ति। कला चित्‌ कत ोषोद्रलन- 

मयो कार्मुद्‌भ(वयति । फिज्चिज्जानामि किचित्‌ करोमोति । 
ईडवरग्रत्यभिज्ञाविमशिनी, ३-१-९ 


वस्तु विशेषके प्रति जानने या करने का भ।व रागतक्त के करण 
होता है । मायीय प्रमाता क्रिसी खास कर्यं याज्ञानके प्रति ही क्यो प्रवृत्ति 


होता हैः- 
अत्र चांशे तुल्येऽपि किचित्वे, कस्मादिदतेध किचित्‌इत्य्थेऽनमिण्व- 
ङ्गरूपः प्रमातरि देहादौ प्रमेये च गुणाद्यारोपणतय इव रागो व्याग्रिथते । 
वही ३-१-९ 
इसी के कारण वह्‌ वस्तु विशेष में गुण का आरोपण करता है । 
वस्तु विशेष को जानने या करने के लिए प्रवृत्ति का आधार यह्‌ रागतत्व 
है। इस राग के कारण प्राणी सदैव यही चाहत हैकरिसंसारकीसारी 


वस्तु उसङगे लिए उपयोगी हैँ ओर वह्‌ सदा बना रहै उसका अत्तित्व 
कभी भी नष्टन,हो। 


( १७ } 


सवं ममेदमुपयुज्यते । मूयासम्‌, मा कदाचिन्न सुवम्‌ । इत्येतत्‌ पशोः 


राणतत्त्वम्‌ । 
परमार्थसार टीका पृ ४८ 


यह रागतत्त्व द्वेष के विपरीत राग से भिन्न है। द्वेष का उल्टा राग 
अन्तःकरण का धर्म है उसे रागतत्तव नहीं समञ्लना चाहिए । रागतत्त्व 
अन्तःकरण से बहुत ऊपर का तत्वह जो मायीय प्रमाता को पुरुष रूपमे प्रकट 
करता है । यह रागतत्तव वेराग्य का विरोधीभावभी नहींहैवहभाव भी 
वद्धि का ही स्वभाव है । रागततत्व वुद्धि से उपर मायीय प्रमाता को संकु- 
चित करने वाला तत्त्व है । 


भूत ओर भविष्य से सामथ्यं हटाकर विशिष्ट कालांश में प्रमाता 
के सामथ्यं का संकोच करने वाला तत्त्व कालतत्त्व है । क्रम का आभासन 
ही काल है) 

अन्तिम तत्व को नियति कहते दँ इसके कारण प्रत्येक प्राणी अपने 
पूवं कर्मो के फल को भोगने के लिए वाध्य बना रहता है। इसी कंचूक के 
कारण प्रमाता की कतुं त्व ओर ज्ञातृत्व शक्ति ओौर अधिक संकुचित हो. 
जाती है । कार्यकारणभाव भी इसी नियतितत्त्व का व्यापार हैः- 


[ अ ] रागोऽपि रंजयत्येनं स्वभोगेष्वशु चिष्वपि । 
मालिनीविजयोत्तर त॑त्र १-२८ 
[ ब ] नियतिः ममेवं कतंब्यं नेदं कतेव्यम्‌ इति नियमनहतुः । 
पराप्रवेशिका , प° ९ 
बन्धन तथा मोक्ष 


परमार्थसार में मुक्त योगी, आत्मज्ञ या जीवन्मुक्त का विस्तृत वर्णन 
है । यह सारा वर्णेन ठगभग आधे परमार्थसार में फौलाहुआ है। मै लिव 
हं, समग्र शवितयों का नायक हं, समग्र संसार्‌ मुञ्च में प्रतिबिम्बित है जैसे 
कि दर्पण में घटादि, संसार का वितान मुञ्चे ही होताहै जैसे कि सुप्त 
व्यवित से स्वाप्निक वैचिच्य प्रस्फुरित होता है, प्रकाशरूप में मै सभी 
वस्तुओं का आधार हं, निरिन्द्र होकर भी मही दशंन, श्रवण आदिका 
करता तथा समग्र ज्ञान का सोत हूं । इस अद्यभावनासे द्वैत विनष्ट हो 
जाताहै ओर जीव शिवमें उसी प्रकार जीन हो जाताहै जैसे पानीमें 
पानी (का० ५१) । सभी दन यह्‌ स्वीकार करते दै कि अज्ञान बंधन का 








"क १८ ) 


है तथा भिथ्याज्ञानसे संगम केकारण ही शुभ-अशुभ, धर्म-अधरम, 
पुण्य-पाप, स्व्ै-नरक, सुख-दुःख आदि की द्रैत-कल्पना में व्यविति पड़ता है । 
यही अविद्या जन्म-मृत्यु का, दुःख का, कारण है (का०५४) । जब अद्रय 
भावना का दीपक जलता है तो अज्ञान से उत्पन्न द्रैतमूलक सारा कर्मं उसी 
प्रकार नष्ट होजातादहै जैसे किआगसेरूईकादढेर (का० ५५) । ज्ञान 
उत्पन्न हो जाने के बाद योगी कछ भी कमं करे वह बन्धन का कारण नहीं 
` बनता ( का० ६२ तथा ६७ ) ओर जो बन्धन-मुक्त हो जाता है वह 
शिव है । बन्धन में पड़ा हुआ जीव माया के पाश से निगडित होने के 
कारण पञ ओर उससे मुक्त होनेवाखा पति कहलाता है क्योकि वह किसी 
पाश्च से वधा हुआ नहीं है। त्रिविध मल--आणव, मायीय तथा कार्म--शिव 
के स्वरूप को ढक लेते हैँ । इन मलोंसे निमृंक्त, इन कोशो से उद्र ष्टित 
आतमा मुक्त है ( का० ५७) । यह मुक्ति अपनी अत्मा को शिवमय समज्लने 
। से होती दै (का० ६४-६६) । मुक्ति संसार से दुःख निवृत्ति है । यह अभावात्मक 
| न होकर शिवत्वकी प्राप्ति है। यह ज्योति्मंयतारहै, दीपक का बुञ्चना 
नहीं है । शिवभावना की वायु से प्रतिबुद्ध ज्ञानी द्रं तविकलत्पों का निरन्तर 
| आत्मज्योति में हवन करता हआ ज्योतिर्मय हो जाता है । वह मुक्त होकर 
खाने-पीने, पहनने-ओढने, रहने-सोने के बन्धनो से निवृत्त हो जाताहै 
( का० ६९ ), वह पुष्य-पाप से अस्पृष्ट रहता है ( का० ७० तथा ८४ } 
| 
। 





विषयजन्य मनोविकार मद, हर्षं, क्रोध, विषाद, भय, लोभ 
ओर मोह का वह्‌ व्याग कर देता है ओर उसे स्तोत्र पठने 
या वषट्कार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती ओर न उसे 
साम्प्रदायिक वाद-विवादों से कोई प्रयोजन रहता है (का०७१)।. 
आत्मज्ञ का देवगृह, उसकी पूजा, होम, ध्यान, जप, व्रत आदि क्या होते 
| ह इसका विवेचन परमाथेसार में क्रमशः कारिका ७४-८० में उपलब्ध है । 
| इसी विषय का विवेचन अभिनवगुप्त ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ तन्त्रालोक के 
| चतुर्थं आद्धिक मे भी किया है । उप्तके अनुसार पारमार्थिक दृष्टिसेतौकिसी 
| प्रकार का विकल्प संभव ही नहीं है किन्तु क्षेत्रज्ञ की स्वतन्त्रता उसमें दो 
| प्रकारके विकल्प उत्पन्न करती है-गुद्धविच्ात्मक तथा मायीय विकल्प । 
| शुद्धविद्यारूप विकल्प मायीय विकल्पक नष्ट कर देता है । इषी शुद्धवि्यात्मक 
विकल्प के स्नान, शुद्धि, अर्चना, होम, ध्यान जप आदि अनेक प्रकार हैं । 
स्नान आदि भेदात्मक टँ इसलिए इन्द मायीय विकल्प में परिगणित किया 
जाना चाहिए । परन्तु एेसा इसलिए नहीं किया गया कि यहाँ स्नान आदि 
का आशय सामान्य छौकिक स्नानादिसेन होकर अलौकिक स्नान आदि 





( १९ ) 


से है । ज्ञानाग्नि के द्वारा जब विवरूप ईधन जल जाता है तर उससे | 
हई अपरिमित प्रमातृरूप भस्म के द्वारा देहादिरूप परिमित प्रमाताका 
मज्जन ही अकौकिक स्नान है । भेदज्ञानरूप अशुद्धि का विनाश ही परम 
ज्ञानरूप शुद्धि है । इन्द्ियवृत्ति में रह कर मानस को आह्लादित करनेवाली 
वस्तु को ब्रह्मरूप सद्धाम मे जोड़ना पूजा का उपकरण है तथा चिदात्मा के 
साथ रूप, रस आदि विभिन्न भावसमूहों का एकीकरण ही पारमाधथिक 
पूजा है। दूसरे शब्दों में संविद्‌ से एेक्य स्थापित करना ही पूजा है। स्वात्म 
मे विश्रान्त योगी का इवास-प्रह्वास लेना, सोचना-विचारना आदि 
प्रत्येक आचरण अलौकिक जप है । अपनी स्वतन्त्र इच्छा के द्वारा योगी 
जो कुछ बाह्य एवं आन्तर वस्तु का आभासन करता है वही उसका 
ध्यान है । भैरवीय परम आसव से धूगित योगी के शरीर के रहने पर भी 
देह की जो स्थिति होती है वही मुद्रा है। समग्र इन्दरिय-समूहके रूपमे 
पौली हई प्रचण्ड ज्वालाओं वाली अग्नि का हृदय मे निरन्तर जख्ना 
ही होम है। इन ध्यानादि उपायों का निरन्तर अभ्यास करने के फलस्वरूप 
योगी शीघ्र ही भैरवमय हो जाता है । यद्यपि सांसारिक पुरुष उसे देह की 
सीमा के कार्यो में लगा हुआ देखते है" । 


त्रिक दशन की सभी शाखाओं मे सामान्यतः मृक्ति के चार उपायों 
को स्वीकार किया गया है--अनुपाय, शाम्भवोपाय, शाक्तोपाय एवं आण- 
वोपाय । इन चतुविध उपायों को ही तत्तत्‌ गुणों के प्राधान्य के कारण 
क्रमदाः आनन्दोपाय, इच्छोपाय, ज्ञानोपाय एवं क्रियोपाय भी कहा जाता 
है 1 इनमें से शाम्भवोपाय अभेददृष्टि-प्रधान, शाक्तोपाय भेदाभेददष्टि-प्रधान 
तथा आणवोपाय भेददृष्टि प्रधान है । अधिकारि-भेद से बताये गये विविध 
उपायोसे जो फल प्राप्त होता है वह एक ही है जिसे मुक्ति, आत्मज्ञान 
अथवा आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कहा जाता है* । मुक्ति को आत्मज्ञान 
अथवा स्वल्प की प्राप्ति कहने का यह आशय कंदापि नहीं कि मोक्ष कायं है 
अओौर आत्मज्ञान उसका कारण । यहां उपाय एवं उपेय में यदि काये-कारण- 





१. द्रष्टव्य, तंत्रालोक ४.११४--२०६. 
२, संविदेव सर्वम्‌ इति को नाम हेतुफलभेदः । 























॥ (२ 


भाव माना जायेगा तो अनेक असंगतियां उत्पन्न होगी + । मोक्ष कोई नूतन 
उपलब्धि नहीं है अपितु ज्ञात का ही ज्ञान है । यह अनृत्तरतततव से तन्मय हो 
जाना है । यही पूर्णता है । इससे सभी प्रकार के संकोचाभिमान गर जाते 
रह । इस महान्‌ फल की प्राप्ति होने पर किसी भी प्रकारके अन्य फलकी 
आकांक्षा शेष नहीं रहती । इस पूर्णता मे पारतंत्य का लेदामात्र भी नहीं 
होता । यह तुर्यातीत अवस्था है जिसे शिव के रक्तिपात से पवित्र कोईभी 
मुमुक्षु योगी अनुभूत करता है । जिस यं गी को आत्मस्वरूप का प्रत्यभिज्ञान 
हो चुका है वह समस्त विश्व से स्वयं को अभिन्न समक्ता है तथा सभी 
वस्तुओं म शिवता को देखता है । उसका जगत्‌ के प्रति वही दृष्टिकोण एवं 
अनुभव हो जाता है जो वस्तुतः शिव का जगत्‌ के प्रति है अर्थात्‌ मुक्त पुरूष 
इस जगत्‌ को त्याज्य, मिथ्या अथवा हैय न मानकर द्से शिवरूप अथवा 
अपने से अभिन्न समञ्चता है । वह लौकिक देह को धारण करते हुए तथा 
उसके द्वारा लौकिक विषयों का उपभोग करते हृए भी तत्संबन्धी दोषों से 
उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जैसे मन्वादि से संपन्न व्यक्ति विषसे 
प्रभावित नहीं होता । अतः सरवंशिवात्मकता की अनुभूति ही परम एवं पूर्णं 
मुक्ति है । बद एवं मुक्त पुरुषों मे भी व्यवहारदशा यही भेद है किमुक्त 
पुरुष सांसारिक वस्तुओं को स्वात्मा से अभिन्न मानकर उनका उपभोग 
करता है तथा बद्ध पुरुष उनमें भे दबुद्धिः रखते हृए एवं उन अपनेसे भिन्न 
समक्षते हुए उनका उपभोग करता है । यही इस दशन के अनुसार बन्ध 
ओर मोक्च का स्वरूप है । इसीलिए इस दर्न मेँ जीवन्क्ति का दृढता से 
समर्थन करते हए उसे भोगमोक्षरूपा माना गया है । 


क्ताहमीर जैवदक्षंन फी परपरा 


्रारीतिहासिक शवधरं, जिसके प्रमाण हमको आगे चलकर सिन्धु- 
चाटी की सभ्यता से मिलते, कारमीर की केसरभूमि मे कव भौर कंसे 


ज 


१. इह अत्मज्ञानमेव मोक्षः इति ज्ञानमोक्षयोः कार्यकारणभाव एव वस्तुतो नास्ति 
इति नावदयं कारणानि काययंवन्ति भवन्ति इति न्यायेन ज्ञानिनां सत्यपि ज्ञानाख्ये 
कारणे का्यत्मा मोक्षो न स्यात्‌ इत्यनिष्टापादनात्मायं प्रसंगो नाशंकनीयः । 

तंत्रालोकविवेकं १.१६१ 

२. अयमेव हि समानेऽपि व्यवहारे वद्धमुक्तयोविशेषः यन्भुक्तस्य स्वांगरूपतया भावा 
अवभासन्ते बद्धस्य तु स्वरूपतः परस्परतचात्यन्तं भेदेन । विवेक, ४.२। 

३. भोगमोक्षसाक्षात्कारलक्षणो जीवन्मोक्षः । 





महाथंमंजरी परिमल, ५२. 


( २१) 


आया, यह कहना कठिन है । राजतरंगिणी के विभिन्न सन्दर्मो\ के अनुसार 
यह स्पष्टहै कि अशोक के पूवंसेही शिव की आराधना एवं अचेना कादमीर 
मे प्रचलित थी, जो विभिन्न राजाओंका आश्रय पाकर विभिन्न युगो 
मे पल्लवित ओौर पुष्पित होती रही* । किन्तु शेवधमं का जो स्वरूप समाज 
मे प्रचलित था वह्‌ द्वैत पाञुपत सम्प्रदाय पर आधारित था। अद्रेतप्रधान 
त्रिकदशेन का प्रवर्तन आटठवीं शताब्दी से पूवं नहीं माना जा सकता । जिसे 
आज कारमीर दोव दशेन कहा जाता है उसका शास्त्रीय नाम तरिकश्ञासन 
अथवा त्रिक है । इसी को रहस्यसम्प्रदाय तथा त्यम्बकसम्प्रदाय भी कहा 
गया है । सिद्धा, नामक तथा मालिनी इन तीन आगम-समूह को, शिव, 
शक्ति तथा अण्‌ को, पति, पाश ओौर पशु को, शिव, शक्ति तथा नर को, 
देवी के परा, अपरा तथा परात्परा इन तीन रूपों को मानने के कारण, भेद, 
अभेद तथा भेदाभेदकी व्याख्याके कारण इसे त्रिक कटा जातादहै।3 


यद्यपि तरिकदर्न का व्यवस्थित प्रवतेन कादमीर में नवीं शताब्दी के 
प्रारंभ में हुआ है किन्तु जिन आगमो तथा गुरुपरम्परा के आधार पर इस 
द्ंन का निर्माण हुआ वे इनसे काफी प्राचीन, गो कि उनका समय 
निश्चित कर पाना अवश्य कठिन है । त्रिक दशेन के आधारभूत शास्त्रों 
कातीन शाखाओं मे विभाजन किया जातादहै*: १. आगमशास्त्र, 
२. स्पन्दशास्त्र तथा ३. प्रत्यभिनज्ञाशास्त्र । इनमें प्रथम महत्व स्वभावतः 
दीवागमोंकादहै। 

तन्त्रालोक आद्लिक ३६, ११-१२ मे बताया गया है किं श्रीकण्ठ- 
नाथ की आज्ञा से त्र्यम्बकादित्य, अमर्देक ओर श्रीनाथने त्रिविध शेवतन्त्रों 


१, राजतरंगिणी, १* १०५-११७, ११३, १२४, १४८, १५४, ३४६-२४८, २* १४ 
६५, १२२३-१३५, ३.९९, २६८-२८०. ३५०, ४४०-४६२; 
४" ४३, १८९, १९०, २०९, २१४, ५१३, ४ ३७, ४०, ४५, 
४६ ४८-४६, १५८, १६३, ६` १३७; १७२, ७११५, १५०- 
१८१, १८५, २०१, ५२५-५२७, ८: २४०९, २४३२, ३३४८; 
३३५५; ३३८९, ३३९१. 

२. अर्खी हिस्टरी एण्ड कल्बर माफ काश्मीर, पू* १६९-७२. 

३. अभि०, प° २९५-९६। 


४. इसके खण्डन मे बलजिन्नाथ पण्डित, श्री कादमीर शैवदशंन, प्र० १७ भी 
दरष्टव्यदहै। 














भर २२ 


का प्रवर्तन किया । आद्धिक ३६, १३ में यह भी वताया है कि अधेत्यम्बक 
नामसे एक ओर आगम-सम्प्रदाय है जिसका प्रवर्तन व्यम्बक की पूत्रीने 
कियाथा। दक्षिणका ौव सिद्धांत प्रधानतः द्वैतवादी है जवकि कादमीर 
का दोवशंदन अद्रयवादीहै। 

आचार्यं सोमानंद के अनुसार शिवाद्रयवादका कई वार प्रादुर्भाव 
ओर तिरोभाव विभिन्न क्षेत्रो में हुआ । शिवद्‌ष्टि (७.१०७-११३) के अंत 
मं उन्होने बौवदर्शन के इतिहास ओर परम्परा को प्रस्तुत किय टै । इसके 
अनुसार भगवान्‌ श्रीकण्ठनाथ तथा महषि दर्वासा के अनुग्रह से कलियुग 
सं लौवागमों का प्रादुरभावि हुआ है । आगमो के अनुसार अगस्त्य, दततात्रेय, 
दुर्वासा, परशुराम अदि पूणं पुरुष तान्त्रिक रहस्यविद्या के आचाय माने 
गये है । तन्त्रालोक ( ३६ १-५ ) के अनुसार ब्रह्मा, युक्राचार्य, वृहस्पति, 
इनदर आदि इसी विद्या के उपासक दँ । महाभारत ( अनुशासन पव, अ. 
१४४-१४६ ) के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण को तान्तिक विद्यामें 
दीक्षित किथा था । उन्होने ही श्रीकृष्ण को ६४ शोवागम सिखाये ये । 

शिवद्ष्टि ( ७. ११४-११९ ) के अनुसार त्यम्बकादित्य प्रथम के 
१५ वें शिष्य ने ब्राह्मण-कन्या से विवाह किया । इनका पुत्र संगमादित्य हज 
जो तीर्थाटन करते हुए काश्मीर पहुंचा ओर वहीं ८ वीं रताब्दीमे बस 
गया । इतके पूर्वं कादमीर मे जो धमं प्रचलित धा वह्‌ वैदिक, वैष्णव एवं 
बौद्ध विवासो का मिला-जुला रूप था) । इनके वाद ही कादमीर में दौव- 
ददन प्रचलित हआ जिसके प्रचार-प्रसार में अनेक आचार्यो ने समय समय 
पर योग दिया ( देखिये-िवदृष्टि ७. १९२ ) । इन आचार्या को मटि- 
कागुरु कहा जाता था । ये अनेक दौवागमोंके ऋषिदहै। सोमानंद इन्दी 
की चतुर्थं परम्पराके है। इन्होनि ही दवदर्शंन के प्रथम दाशेनिक ग्रन्थ 
श्िवदष्टिका अक्षपादके न्यायसूत्रकी दौलीमें निर्माण कियाहै। व्य 
म्बकादित्य की परम्परामेये २० वे आचार्यं थे। संगमादित्य के बादके 
मशः तीन शिष्य वर्षादित्य, अरुणादित्य तथा आनंद थे" । चूक संगमा- 
दित्य १६ वे शिष्य ये, अतः सोमानंद को व्यम्बकादित्य कौ परम्परा का २० 
वां आचार्यं मानना चाहिए । सोमानंद का समय ८ वीं शताब्दी माना जाता 
है । अतः इनसे तीन पीढ़ी पूवं के संगमादित्य का समय ७ वीं शताब्दी 


र 9 
१. हिस्टरी आंफ शविज्भ, प° १२१-२२, तथा कल्वरल हेरिटेज आंफ कादमीर, 
पृ०१ ०६- १०७ । 
२. शिवृष्टि, ७.११९-२० । 


((९९-) 


कोप्रारंभ मानाजा सक्तादहै। सोमानंदने एक एसे लैवाचायंका भी 
उल्लेख किया है जो शक्तिस्वरूप का उपासक था। उत्पलदेव ने उसके 
पद्य उद्धृत कयि हैँ जौर रामकण्ठ ने उसका नाम भट प्रद्युम्न" दिया है। 
सोमानंदके रष्वे प्रगुरं व्यम्बकादित्यका समय लगभग चतुर्थं शताब्दी 
ई० मानाजा सकताटै। काड्मीर होवदशंन को व्यम्बक-सम्प्रदाय भी 
कहा जाता है क्योकि इसका प्रवतंन त्रयम्बकादित्यने क्ियाथा। इस 
दशेन के सम्पूणं वाङ्मय की रचना कादमीरमें जन्मे पण्डितोंनेकी दहै) 
इसीलिए इसका कादमीर शेवदर्शन नाम प्रसिद्ध हुजा है । उत्पल्देव की 
ईदवरप्रत्यभिन्ञाकारिका दाशेनिक वाङ्मय का सरसे महत्वपूर्णं ग्रन्थ है । 


मध्वाचायं ने इसका उल्लेख सवेंदशंनसंग्रह में प्रत्यभिज्ञाद्गंन के नामसे 
कियाहै। 


शेवागमों का प्रादु्मवि : भारतीय हष्टि-आगमों का शैवदर्शन से वही 
संबंधदहैजो कि उपनिषदों का वेदान्त से। विनज्ञान-भैरव (६. प०७) के 
अनुसार दोवागमों की उत्पत्ति शिवसे ही हुईरै। उन्होने ही श्रीकण्टनाथ 
के रूपमे दौवागमोंका ज्ञान ऋषियोंकोदिया है जिसकी लम्बी शिष्य- 
परम्परा प्राप्तहोती है! । शोवागमों के विभिन्न सम्प्रदाय आज भी प्रचलित 
हैँ । कार्मौर शेव दोन का निकरटतम संबंध त्रिकसम्प्रदायके आगमोंसे है। 
प्रमुख उपलब्ध त्रिक आगम निम्नलिखित हैँ-मालिनीविजयोत्तर, स्वच्छ- 
न्दतंत्र, रुद्रयामल, नेत्रतन्त्र, मृगेन्द्रतन्त्र, विज्ञानभेरव, परात्रिरिका ओर 
शिवसूत्र । नेत्रतन्त्र तथा मृगेन्द्रतन््र (जोकि कामिकागमकाभेदहै)द्रैत 
सम्प्रदाय से संबंधित हैँ । विज्ञानभेरव तथा परातिशिका को शुद्रयामलतन्त्र 
काभागमानाजाताहै। सभी रौवागम वस्तुतः अद्रेत, द्वैत एवं विशिष्टा- 
देत सम्प्रदायो के सामान्य आधाररहै। दक्षिणम २८ दौवागमों का प्रचलन 
है जिनमें से १० द्वैतवादी ओर १८ द्रैताद्रेतवादी धाराके माने जाते दहै, 
कादमीर दोवदशेनके आधारभूत ६४ आगमः जिनमेंसे त्रिकदर्शन के 
उपर्युक्त आगम अधिक प्रमुख हैँ । नैदवासतन्त्र, आनन्दभे रव, उच्छष्मभैरव 
आदि आगमो का अब नाम मात्रही मिलता है। 


मालिनी विजयोत्तर तन्त्र- इसमें तेईस अधिकार (अध्याय) हैँ जिनमें 
व्याप्ति, मन्तरोद्धार, भृवनाध्वा, देहमा, मुद्रा, समय, क्रियादीक्षा, अभिषेक, 








१. देखिये शिवटृष्टि, ७-१२२। 
२. तन्त्रालोक, १.१८, मा० वातिकं, १.३९१-९२, अभि०, प° १४-४३ | 














(^ २४ ) 


दीक्षा, भूतजय, तन्मात्रधारणा, अक्षधारणा, परमविद्या, कुलचक्र, मन्त्र- 
निर्णय, चन्द्राकृष्टि, सूर्याकृष्टि आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है । 


मालिनीविजयोत्तरतन्व की प्रारंभिक कारिकाओं सेेसा प्रतीत 
होता है कि मूक मे सिद्धयोगेद्वरीतन्त्र था जिसमें नौ करोड कारिकायें 
थीं तथा जिसमें रोवसिद्धान्तों की भेद, भेदाभेद तथा अभेद रूप में व्याख्या 
की गई धी । मधुसूदन कौक के अनुसार सिद्धयोगेदवरीतन्त्र का पूवं भाग 
सिद्धामत तथा अंतिमभाग मालिनी विजयोत्तरतन्त्र है । वर्णमाला के माला 
शब्द से इसका मालिनी नामपडाहै। व्ण-विज्ञानके क्रमके विचारसे 
इसके दो नाम प्रसिद्ध है-पूर्वमालिनी ओौर उत्तरमाछिनी । पूर्वमाल्िनी में 
वर्णो की अभिव्यक्ति ओर ध्वनि विचारसे संस्कृत की व्णंमाला के शुद्ध 
वैज्ञानिक उदय-क्रम का विवेचन है । जब वर्णोके स्वाभाविक ओर ्व॑ज्ञा- 
निक उदय-क्रम पर ध्यान न देकर स्वरों ओर व्यंजनोंके क्रमहीनरूपका 
विवेचन क्रिया जाताहै तो उसे उत्तरमालिनी कहा गया है। उत्तर- 
माकलिनीके वर्णोकंक्रममे 'न'" आदिमे ओर फ“ अन्तमे होता दै। 
इसलिए उत्तरमालिनी को “नादिफान्ता' कहा जाता है । देवी ओौर परमेश 
के संवादकेरूपमे यह किला गयाहै। साधको की देह मे सन्वरशक्तिद्रारा 
दिव्य प्राण संक्रमित करने की प्रक्रिया का मालिनी विजय में सुन्दर विवेचन 
किया गया है । अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक में मालिनीविजयोत्तरतन्त्र का 
श्रीपूर्वशास््रः के नामसे भी उल्टेख किया है तथा मालिनी विजयोत्तरतन्त् 
से अक्षरशः उद्धरणमभी दिये हैं ।3 


स्वच्छन्दतन्त्र-सम्पूणं स्वच्छन्दतन््र छह खण्डो मे विभाजित है । 

इसमें कुल मिलाकर पंद्रह पटल ( अध्याय ) है, जिनमें मन्वोद्धार, अर्चा, 
अधिवास, दीक्षा, अभिषेक, तत्त्वादिदीक्षा, पंचप्रवण, काल, अंशक, भूवना- 
घ्वदीक्षाविधि, मद्रा तथा छुम्भका आदि विषयों का विवेचन हुआ है । 
स्वच्छन्दतन्त्र अद्रेत तन्तौ में प्रधान, सभी प्रकारके भोग एवं मोक्ष को 
प्रदान करने वाला एवं तात्विकलरूप से गुह्य है । अन्य तन्त्रो की भांति 
स्वच्छन्दतन्त्र की भी रचना भैरव एवं देवी के बीच हूए संवादके रूपमेँ 


१. द्रष्टव्य-मालिनीवि जयोत्तरतन्त्र की भूमिका । 

२. तन्त्रा ०) ४, १५-१६, ३५; ४६, १०६-८. 

३. इस आगम से उद्धरण के लिए द्रष्टव्य-तन्त्रा^, ४.२१३-२१; ५. १०५७-८. 
४, द्रष्टव्य~उद्योत, ८.३९ 


( २४) 


हृई है ।` इस तन्त्र पर आचाथैक्षेमराज ने उद्योत टीका किी है । भाषा 
एवं विषय की दृष्टि से स्वच्छन्दतन्त्र तन्त्राटोक की अपेक्षा अधिक स्पष्ट 
है । तन्त्रालोक के छठे आह्‌.निक की विषय-वस्तु बहुत कुछ इस आगम पर 
आधारित है । देशाध्वा तथा कालाध्वा का सारा विषय इसी आगमसे 
लिया हुआ है । जयरथ ने इस आदिक कौ व्याख्या में स्वच्छन्दतन्त्र के 
प्रचर उद्धरण दिये दँ । अभिनवगुप्त ने स्वच्छन्दशास्त्रके नाम से इसके 
अभिप्राय का अनेकत्र उल्लेख किया है ।२ इस तन्त्र में विर्भिन्न आद्यानों, 
भूभागो, नदियों, पवतो, द्वीपो आदि का वणेन पौराणिक दीलीमे मिलता 
है। डा° पाण्डेय के अनुसार इसका समय ई० द्वितीय शती से पूवे नहीं 
माना जा सक्ता है ।3 

रुद्रयामल तन्त्र-यह अद्रय-प्रधान चौसठ आगमोंमेंसे एकदहै। 
यह्‌ अत्यन्त महत्त्वपूर्णं तन्त्र है, क्योकि विज्ञानभेरव, परातिशिका, भवानी- 
नामसहख आदि अनेक आगम ग्रन्थ इसी के खण्ड माने जाते हैँ । दुर्भाग्यवश, 
यह्‌ अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है । अभिनवगुप्त ने श्रीब्रह्मयामल के 
नाम से तन्त्रा०, ४.५७-५८ मे अक्षरशः उद्धरण दिया है, तथा जयरथ के 
अनुसार तन्त्रा०, ४,६०-६४ तथा तन्त्रा ° ५.९७-९८ मे अभिप्रायके रूपमे 
उल्लेख किया है । यह्‌ तन्त्र श्रयामल से भिन्न है जिसके अनुसार अभिनव 
ने गुरु तत्तव का निरूपण किया है । यह्‌ अद्रय प्रधान चौसठ भआागमोंकी 
यामलतन््र शाखामेंही सम्मिखित है। श्रीशद्रयामलतन्त्र द्रतन्त्रसेभी 
भिन्त प्रतीत होता है। इस तन्त्र का उल्लेख अभिनव ने माकिनी विजय- 
वातिक ( पृ ३८) मेकियादहै। परात्रिशिका मे खद्रयामल कासार 
पद्यबद्ध प्रस्तुत किया गया है* । 

परात्रिशिका- इसका सही नाम परात्रीरिका है जिसका अर्थंहै 
इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया-इस तीन (त्रि) की स्वामिनी (ईशिका) परासं- 
वित्‌ । किन्तु ध्वनिसाम्यके कारण पराव्रिशिका नाम अधिक प्रचकितिहौो 
गया है । यह्‌ शद्रयामलतन्त्र का ही अन्तिमि भाग माना गयाहै। इस 
पर सोमानन्द, भवभूति, कल्याण“, अभिनवगुप्त, लक्ष्मीराम, लासक 





१. द्रष्टव्य-स्व० तं०, १.४-१२ 
२. तन्त्रा०, ४.३८, ६.५०) १३६-३८ 
३. अभि०, पु ५७२ 
४. देखिए-अभि०, पृ ४४-४५. 
५. श्रीसोमानन्दकल्याणभवभूतिपुरोगमाः । 
तथादि त्रीशिकाशास्त्र विवृतौ तेऽभ्यधुवु धाः ॥ तत्रा०, १३-१४९. 











( २६ ) 


आदि, ने टीकाये लिखी दँ । इसी को त्रिकसूत्र, त्रिकागम, अनुत्तरसूत्र भौ 
कहा गया है । 


नेत्रतन्त्र - यह स्वच्छन्दतन्त्र की अपेक्षा अवचिीन है । इसमें मृत्यु- 
जित्‌ के स्वरूप तथा साधना का उपदेश है । कहा जाता है कि यह मूरतः 
दरेतपरक था जिसकी क्षेमराज ने अद्रैतपरक व्याख्या की। शिव क तृतीय 
प्रातिम नेत्र कास्वरूप वर्णनहोने कै कारणः तथा मुक्तितक ले जाने 
( नथते ) के कारण ओरसंसारसे त्राण के कारण इसे नेत्रतन्वर कहा 
गया है ।3 


मृगेन््रतन्त्र- मृगेन्द्र का अथं नरसिह है । शवं द्वारा उक्त आगम के 
श्रोता नरसिह्‌ के होने से इसका यह नाम पडा । कुछ लोग द्रैतप्रधान होने से 
इसकी गणना कादमीर के दौवागमों मे नहीं करना चाहते, पर अभिनव 
दवारा इसके तथा इसके मूल काभिकागमः के अनेकत्र उपयोग करने के 
कारण तथा नारायणकरण्ठ की यत्र तत्र अद्रैतप्रधान व्याख्याके कारण 
इसका भी शोव-दशंन के आधारभूत आगमो मेँ ग्रहण करना चाहिये । 
पशुपति की ईशान के रूप में साधना का विधान इस आगममेंहै। अन्य 
समान आगमो की भांति इसमे विद्या, क्रिया, चर्या तथा योग ये चार पाद 
है । प्रथम में १२, द्वितीय मे ८, तृतीय तथा चतुथं मे १-१ पटल हैँ । इसमें 
पञयुपति, पञ (जीव) तथा चतुविध पाश का निरूपण है। काभिकागम 
कासंक्षप होनेके कारण इसका समय बादका प्रतीत होता है। यद्यपि 
जिस पाशुपत दशंन का इसमे निरूपण है वह्‌ बहत पुराना है । इस पर 
कादमीरके श्रीमदटूटनारायणकण्ठ ने वृत्ति लिखी है तथा उन्होने उत्पल की 





१. अभि० पृ० ४५. 

२. द्रष्टव्य-नेत्रतन्ता, १.१२. 

३. वही, २२.१२. 

४, तन्त्रा ०, ४.२६-२७, ६.१९०-९१ में का्मिकागम का अक्षरश्चः तथा तत्त्रा०. 
४.२५, ६.९४-९५. १८९ में अभिप्राय दिया है । 


( २७] 


ईश्वरसिद्धि ( का. ५५ ) को उद्धत क्रिया है। मृगेन्द्रागम कामिकागमके 
ही अथं का संग्रह प्रस्तुत करताहै, यह बात स्वयं इस आगम मेंस्वीकार 
की गई है" । 

विज्ञानभेरव -अन्य तन्त्रो की भांति इसका उदुभव भी देवी भैरव 
के बीचहृए संवाद केलूप में हृआदहै। विज्ञानभेरव पर जो टीका 
भिलती हैँ उनमें । ६१ अथवा १६३ कारिकाओं का मूल ग्रन्थ स्वीकार 
किया गयादहै। इस पर आचार्यं क्षेमराज ओर शिवोपाध्याय ने विवृत्ति 
लिखी है। आचार्यं क्षेमराज ने २४ वीं कारिका “उध्वं प्राणो ह्यधो 
जीवौ" तक विवृति लिखी दहै तथा २५ वीं कारिका से अंत तक शिवोपा- 
ध्याय ने उद्योत नामक विवृति लिखी है । संपूर्ण विज्ञानभेरव पर आनन्द- 
भट्टने कौमुदी टीका लिखी दहै। इसे रुद्रयामकतन्त्र का सार एवं सवै- 
शक्तिप्रभेदों का हदय कहा गया है । इस ग्रन्थ में काश्मीर रोवागमके ज्ञान 
तथा योग पक्षों की व्याख्यादहै। सम्पूर्णं प्रन्थमें परम तत्त्व के स्वरूप- 
निरूपण के बाद उसको प्राप्त करने के उपायों के रूपमे ११२ धारणाओं 
का विवेचन क्रिया है। 

शिवसूत्र-कंलास-स्थित भगवान्‌ दिव ने ९ वीं शताब्दी के 
वसुगुप्त को स्वप्न में शिवसूत्र का उपदेश दियाथा। वसुगुप्त के शिष्य 
भट्टकल्लट ने स्पन्दकारिकावृत्ति के अंतमे इस बात का उल्लेख कियाहै। 
एक परम्परा यह भी प्रचलित हो गई थी कि वसुगुप्त को महादेवक नामक 
पर्वत की एक शिलापरये सूत्र उत्कीर्ण हुए मिलि थे। क्षेमराज ओौर 
वरदराज इसी परम्परा में विशवास करते हैँ। राजानक रामकण्ठ, उत्पल- 
वैष्णव तथा भट्टभास्कर भी स्वप्नोपदेश की कथा को सिद्ध मानते हैँ । 

क्षेमराज ने शिवसूत्रों पर शिवसूत्रविमशिनी नाम से टीका लिखी 
है । भट्टभास्कर ने शिवसूत्रों पर वातिक क्िखी है । शिवसूत्र तीन अध्यायो 


१. शिवोद्गीर्णमिदं ज्ञानं मन्त्रमन्छोर्वरेदवरंः । 

कामदत्वात कामिकेति प्रगीतं बहुविस्तरम्‌ ॥ 

तेभ्योऽगम्य दृग्योनिरज्वालालीदस्मरद्रमः । 

ददावुमापतिमंहयं सहस्रं भवसम्मितं: ॥ 

तत्रापि विस्तरं हित्वा सूत्रैः साराथंवाचकंः । 

वक्ष्ये निराकुलं ज्ञानं तदुक्तरव भूयसा ॥ विद्यापाद, इलोक २७-२९. 
२. वि० भेऽ, का. १६२. 
३. स्पन्दनिर्णय, पृ० २. 








( २८ } 


भे विभक्त हैँ जिनमें क्रमशः आणव उपाय, शाक्त उपाय तथा शाम्भव 
उपायों का, उनके प्रयोग तथा फल के साथ, विस्तृत विवेचन है । उ्यम्बक- 
मटिका के वसुगप्त प्रधान आचायं हैँ जिनका शिवसूत्र त्रिकं साधनाका 
्रमुख ग्रन्थ है । राजतरंगिणी के अनुसार, भटूटकल्लट वसुगुप्त का शिष्य 
थाजो अवन्तिवर्मा ( ८५५-८८३ ई० } का समकालीन माना गया है। 
अतः वसुगुप्त का समय ९ वीं शताब्दी का प्रारंभ है। भट्टभास्कर, 
क्षेमराज तथा वरदराज शिवसूत्र के प्रधान टीकाकार रहै । 


वाङ्मय का विकासकाल - सोमानन्द, उत्पल्देव एवं अभिनवगुप्त 
ने बौद्धदशेन का खण्डन कर दौवदशंन के सिद्धांतों को पृष्ट आधार दिया। 
इनके अनेक अनुयायियों ने शेवदर्शन के विकासमें योगदियाहै। इनमें 
प्रमुख आचायं ओर उनकी कृतियां निम्नकिवित है-- 


मटूकल्लट को स्पन्दकारिका- वसुगुप्त के शिवसूत्र के तान्त्रिक 
सिद्धान्तो की व्याख्या के लिए भदरकल्लट ने श्वीं शताब्दी के मध्यमे ५१ 
कारिकाओं में स्पन्दकारिका का निर्माण किया। 'यह्‌ चार निष्पन्दो अथवा 
अध्यायो में विभाजित है। इनके क्रमशः नाम हैँ- व्यत्िरेकोपपत्तिनिर्देश, 
व्यत्तिरिक्तस्वभावोपरन्धि, विर्वस्वभावशक्त्युपपत्ति तथा अभेदोपलन्धि । 
सं द्धांतिक विवेचन की अपेक्षा इसमे साधना एवं समावेश के व्यावहारिक 
पक्ष पर अधिक बल दिया गयाहै। इसमें उसरौवयोग का प्रतिपादन है 
जो पतंजलि के निरोधात्मक योग तथा हघ्योग की कष्टकरं प्रक्रियाओंसे 
भिन्नहै। इसी स्पन्दकारिका के "स्पन्दामृत'' तथा “स्पन्दश्ास्त्र" ये 
नामान्तर भी उपलब्ध होते हैँ । 


सोमानन्द कौ शिवहष्टि-इसका समय ९वीं शताब्दी का उत्तरार्धं 
है। इस पर उत्पल ने वृत्ति तथा अभिनव ने शिवदृष्ट्यालोचन ( अनुप- 
लब्ध ) लिखाथा। सोमानंदने ही शिवाद्रयवाद को व्यवस्थित दार्शनिक 
आधार प्रदान कियादहै। इसमे ५८०० कारिकायेंहैँ जो ७ अध्यायो 
( आद्धिकों ) में विभाजित हैँ । जिनकी विषयवस्तु इस प्रकार है-- 

प्रथम आद्भिकमें परम तत्त्व के स्वरूप, उसके विरवात्मक होने, 
रौवकारणवाद, सृष््टिप्रक्रिया आदिका विवेचन है। द्वितीय आद्धिकमें 
संस्कृत के व्याकरणदर्शन के आधारभूत सिद्धान्तो का आलोचनात्मक 
विवेचन है । इसमे विवतंवाद का खण्डन प्रस्तुत किया गया है । भतहरि 
` के पश्यन्ती कोही परा.माननेका खण्डन कियागयाहै तथा अविद्या 
संबंधी मत के संबंध में भी आलोचना प्रस्तुत कौ गई है । तृतीय आद्धिक 


1. 


मँ भदरप्रयुम्न द्वारा स्वीकृत शक्तिवाद ( शिव की अपेक्षा शक्ति की प्रधा- 
नता कं मत) का खण्डन किया गयाहे। शिवाद्रयवाद कं विरोधी २१ 
मतो का खण्डन भी इसे प्राप्त होता है । चतुथं आद्भिक मे शिवाद्यवाद 
का समर्थन किया गया है, देनान्तर की शंकाओं का समाधान किया गया 
है तथा दौव सरवेदवरवाद, जिसकं अनुसार सब कुछ चिवहीहै भौर शिव 
से ही सब कुछ का आभासन होता है, को प्रस्तुत कियागयाहै। इसीमें 
दिव की स्वातन्त्यशक्ति का तथा रिवाद्रयवाद के वास्तविक एवं पूणं 
अद्वेतवाद होने का प्रतिपादन किया गया है। पंचम्‌ से सप्तम आद्भिकों 
पर उत्पल की वृत्ति उपलब्ध नहीं है, अतः ग्रन्थ को स्पष्ट समक्न पाना 
कठिन है । पंचम आद्धिक मे सर्वेशवरवाद का ही विस्तार से मण्डन किया 
गया ह । षष्ट आदिक में दूसरे दर्शनों पर विचार प्रस्तुत किया गया है, 
उनके परम-तत््व-संबंधी मतों की मीमांसा की गर्ईटहै। वेदांत कं दस 
सम्प्रदायो की मूल धारणाओं की व्याख्या ओर विवेचना कीगर्ईहै। इसी 
प्रकार कुछ ज्ञात ओर कुचेक भनज्ञात सम्प्रदायो, जैसे कि कालकारणिक 
एवं सद्धामवादी, का विवेचन एवं खण्डन प्रस्तुत किया गया है। इसी 
प्रकार हौव दरैतवाद एवं द्वैताद्रैतवाद का भी खण्डन प्रस्तुत किया गया है । 

सप्तम आद्धिक में मोक्ष-साधक तान्त्रिक सिद्धांतों एवं साधनाभों 
का तथा शौवयोग एवं उसके फल का विवेचन किया गया है । सीके अंत 
म सोमानंद ने व्यम्बकादित्य प्रथम से लेकर अपने समय तक की दौवदर्शान 
की आचार्य-परम्परा का उल्लेख किया है । 


अभिनवगुप्त के अनुसार, सोमानन्द ने परातव्रीशिका पर टीका 
लिखी थी। सोमानन्दने परमशिव की अनुग्रहपूणं क्रीडा एवं उसके 
स्वातन्त्य एवं सर्वेश्वरवाद का प्रतिपादन किया है । शिवदृष्टि दाशेनिक 
दृष्टि से परवर्ती प्रत्यभिज्ञादर्शन का मेरुदण्ड है । 

उत्पलदेव कौ ईश्वरपरत्यमिज्ञा-सोमानंद के प्रमुख शिष्य, उदयाकर ` 
एवं वागीश्वरी के पुत्र, मूलतः लखाटदेशीय उत्पख्देव का स्थितिकाल नवम 
कतान्दी का अंतिम भाग हैर । उनकी प्रसिद्ध कृति ईख्वरप्रत्यभिन्ञा है जो 
्रत्यभिज्ञाद्शन का प्रमुख किवा प्रवतंक ग्रन्थ है । शिवदष्टि तथा ईरवर 
प्रत्यभिज्ञा मे नाम, दौली एवं आकार का भेद अवश्य है किन्तु उनका 
प्रतिपाद्य एक ही है। उत्परने स्वयं कहा है कि शिवद्ष्टिमे उनके 





१, परात्रीरिकाविवरण, पृ० २८२ का १९ 
२. देखिये-द्दव रप्रत्यभिज्ञा, ४-४-३ 














नि 


|| 





( * 


महागुरुने जो कुछ भी बताया है उसी नवीन मार्ग को उन्होने प्रकट किया 
है । अभिनवगुप्त भी ईश्वरभ्रत्यभिज्ञा को सोमानन्द की प्रज्ञा का प्रतिविम्ब 
मानते ह! । ईरवरप्रत्यभिज्ञामें ८ प्रकरण (अधिक्रार ) है : ज्ञानाधिकार, 
क्रियाधिकार, आगमाधिकार तथा तत्त्वसंग्रहाधिकार। इन्हें विमशिनी कं 
अनुसार १५ आदिकं मे ओर अभिनवगुप्त की विवृत्तिविमरशिनी कं 
अनुसार १६ आद्भिकों में विभाजित किया गया है। 


प्रथम अधिकार में शिव की ज्ञानयक्ति का विवेचन है । रौवदर्शन कं 
मूल तत्वों को प्रतिपादित करने के बौद्धो कं बाद विज्ञानवाद का खण्डन 
प्रस्तुत किया गया है । आत्मा के अस्तित्व का चित्तवृत्ति से स्वतन्त्ररूप में 
प्रतिपादन है। इसके अनन्तर परमरिव की स्मृति, ज्ञान एवं अपोहन 
( विद्लेषण, विवेचन, प्ृथक्करण ) शक्तियों का विवेचन है । परमशिव 
कोरी इस समग्र विर्व की उत्पत्ति, स्थिति एवं ल्य का कारण माना 
गया है। 

द्वितीय क्रिया-अधिकारमें परमशिव की क्रियाशक्ति एवं उसके 
विभिन्न आभासो का विवेचन किया गया है। इसकं अतिरिक्त क्रम, काल, 
दिक्‌, कारणवाद आदि की मीमांसा प्रस्तुत की गई है। 


तृतीय आगमाधिकार मे हौवदर्शन कं ३६ तत्त्वों तथा ५ प्रकार 
के प्रमाताओंका आगम के अनुसार विवरण एवं वर्गीकरण प्रस्तुत किंया 
गया है। 

चतुथं तत्त्वसंग्रहाधिकार में पहले के अधिकारोंका संक्षेप प्रस्तुत 
करिया गया है तथा परमशिव के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है । 


उत्पल ने सांख्य, वैशेषिक, वेदान्त एवं बौद्ध, विशेषतः सौत्रान्तिक 
का प्रबल खण्डन कियादहै। 


शिवदृष्टि की अपेक्षा ईदवरप्रत्यभिन्ञा अपने विवेचन की पूर्णता, 
व्यापकता एवं विज्ञदता कं कारण अधिक महत्त्वपूर्णं तथा प्रसिद्धदहै। 
इसी के कारण इस दर्शन का नाम प्रत्यभिज्ञा पड़ा। जाति, वर्ण, ल्ग 


-आदि के भेदों को मिटाकर यह्‌ दर्शन जीवन कं परम उद्देश्य की प्राप्ति 
के किए अपने को पहचान लेने का मार्ग बतलातादहै जो साधनाकी दृष्टि 
से सुकर, सुगम एवं सहज है । 


१. श्रीसोमानन्दग्रन्थस्य विज्ञानप्रतिबिम्बकम्‌ । ई० प्र°, १-२ 


( ३१) 


उत्पलदेव के अन्य ग्रन्थ- अभिनवगुप्त के द्वारा अनेकशः उद्धत, 
उत्पल्देव कं ग्रन्थ निम्नांकित हैँ-- 


( १ ) ईश्वरभ्रत्यभिन्ञावत्ति- यह उत्पल्देव की ही स्वयं की ईङ्वर- 
प्रत्यभिज्ञा पर एक लघ्‌ टीकाटहै, जो उन्होने दाशंनिक अंगों को स्पष्ट 
करने के लिए लिखी थी। 


( २) ईश्वरप्रत्यमिज्ञाविवतति या टीका--यंह महत्त्वपूणं टीका 
अभी तक उपलब्धन हो सकी है। अभिनवगुप्त ने इस पर एक विस्तृत 
टीका लिखी है जिसका नाम है बहुतीविमशिनी । 

(३ ) अजङ्प्रमात्रसिदि । 

(४) ईश्वरसिद्धि। 

(५ ) सम्बन्धसिद्धि। 

उत्पल ने इन संक्षिप्त ग्रन्थों का निर्माण ईदवरप्रत्यभिज्ञा के सहा- 
यक ग्रन्थोंकेषरूपमें किया था । इनमें क्रमशः प्रमाता के चेतन होने, ईश्वर 
तथा विभिन्न प्रकार के सम्बन्धो का विवेचन है । उन्होने तीनों पर वत्ति 
लिखी है । दुर्भाग्यवश अजडप्रमातृसिद्धि पर वृत्ति अब उपलब्ध नहीं है। 
प्रथम में बौद्धो के अनात्मवाद तथा दूसरे में सांख्य की सृष्टि-प्रक्रिया तथा 
तीसरे मे बौद्ध आदि के सम्बन्ध-सिद्धान्त की आलोचनाकी गर्ईहै। 

(६ ) शिवदष्टि पर भी उत्पल ने वृत्ति लिखी थी, जो केवल १-४ 
आद्लिकों पर उपलब्ध है । शिवदृष्टि के ५-६ आह्लिकों पर वृत्तिके 
उपलब्ध न होने के कारण मूल ग्रन्थ को समज्ञ पाना दुर्गम हो गया है। 

( ७ ) शिवस्तोत्रावली- रिव की स्तुति मेँ विरचित दाशंनिक 
अर्थो से गुम्फित भावपुणें पद्यौ का ललित संग्रह है। 

ेसा प्रतीत होता है किं उत्पल्देव ने ओौर भी कुछ ग्रन्थ लिचि होगे 
क्योकिं अभिनवगुप्त अनेकधा उनके मतों का उल्लेख करते है" । जो उप- 

लब्ध श्रन्थ में प्राप्य नहीं रहै। 
अभिनवगुप् के टीकाग्रन्थ 


( १) ईश्वरग्रत्यभिनज्ञाविमशिनी- लघ्वीवृत्ति । 

(२) ईश्वरप्रत्यभिज्ञादिवृतिविमशिनी ( बृहतीवत्ति )- जैसा कि 
नामसे स्पष्टहै, प्रथम टीका छोटी है ओर दूसरी बड़ी। वस्तुतः इन 
टीकाओ के विना ईरवरप्रत्यभिन्ञा को समन्न पाना असंभव-सा है । 





१. ईव रप्रत्यभिज्ञाविभर्िनीं, १.४.३; २.२७; २.३.२; ३.२.१६ । 





क क म "सा म ध 














( ३२ ) 


(३) परात्रीशिकाविवरण --परत्रीशिका भैरव एवं भैरवी के 
संवाद मे लिली हई ३० कारिकाओों की अत्यन्त महतत्वपुणं तान्त्रिक कृति 
है । इसमे तान्तिक गुह्य साधना का भैरव द्वारा उपदेश है । अभिनवगुप्त ने 
सोमानन्द की वृत्ति के आधार पर विवरण लिह जौ अनेकत्र सोमानन्द 
कृत वुत्ति को उद्धूत करता है । 

( ४ ) शिवदष्टयालोखन--जंसा कि नाम से स्पष्ट हैकियह्‌ सोमा- 
नंद की श्िवदष्टि पर टीका रही होगी, किन्तु दुर्भाग्यवश यह्‌ उपलब्ध 
नही है । 

( ५) भगवद्गोता्थंप्रहु-श्री मद्‌भगवद्गौता पर यह्‌ अत्यंत 
संक्षिप्त टीका है । 


अभिनवगुप्त ने अन्य शैवागमों पर टीकाये लिखी थी । हमे उनका 
संदर्भं अभिनवगुप्त की वृत्तियो मे प्राप्त होता'है । किन्तु अव्र वह्‌ उपलब्ध नहीं 
है उदाहरण के लिए, उन्होने अपने कृमस्तोत्र पर क्रमकेलि नाम से टीका 
लिखी थी जो अभी तक उपल्व्धन दहो सकी है। 


उअभिनवगुप्र के मौलिक ग्रन्थ 


( १) तन्त्रालोक--अभिनवगुप्त की विभिन्न मौलिक कति में 
तन्त्रालोक सबसे अधिक महत्त्वपूर्णं एवं विशालकाय है । वस्तुतः यह शेव 
आचार, साधना, योग एवं तान्त्रिक क्मेकाण्ड का विर्वकोष है । इसके 
संबंध में विस्तृत विवेचन आगे किया गया है । 


( २) तन्त्रसार यहं ग्रन्थ तन्त्रालोक के प्रमुख विषयों का सार 
अत्यन्त संक्षेप में प्रस्तुत करता है। 


(३) तभ्त्रवटवानिका--तन्तसार का ही यह पद्यात्मक सारदहै 
जिसे संभवतः अभिनवगुप्त ने नहीं अपितु सनाम सम्बन्धी ने लिखा था। 

(४) मालिनी विजयर्वातिक-- मालिनी वि जयतन्त्र के अत्यन्त गह्य 
विषयों का विवरण इस ग्रंथ में विस्तारसेमिल्ताहै। शेव योग की विभिन्न 
साधनाओं का इसमें रहस्य उन्मीलित है । दवदशेन की व्यापक दृष्टि 
तथा उसकी ताक्रिकता की प्रतिष्ठा भी इस वातिक में प्राप्त होती है। 

सामान्य जनता के किए सरल भाषा में रौव दर्शन एवं साधना को 
स्तुत करने के लिए अभिनवगुप्त ने छोटी-छोटी अनेक रचनाये की है । 
वे निम्नलिितरदै । 


( ३३ ) 


( २ ) बोधपंचदशिका--इसमे कुल सोलह पद्य हैँ जिनमें सृष्टि एवं 
कारणवाद. शिवशक्तिसंबंध, बंधन एवं मोक्ष का स्वरूप सरल भाषां 
प्रस्तुत किया गया है । 


( २) परमार्थं सार-इसमें १०५ कारिकायें है । वस्तुतः विशिष्टा- 
देत वेदान्त के शेष मूनि-प्रणीत ग्रन्थ को ही त्रिक दक्शंन के सिद्धान्तो एवं 
तत्त्वों के अनुरूप संशोधित एवं परिष्कृत कर अभिनवगुप्त ने इस ग्रन्थ का 
निर्माण कियादहै। 


(३) परमार्थं चर्चा -यह छोटी सी पुस्तक है जिसे परमतत्त्व 
का स्वरूप एवं सासांरिक कायें करते हुए उसके साक्षात्कार का उपाय 
बताया गयाहै। 


(४) परामाथंद्वादशिका-यह भी उपयुक्त ग्रन्थ की भांति परमां 
के स्वरूप का विवेचन करता है यह अभिनवगुप्तकी ही कृति दै, इसमें 
संदेह है । 


अभिवनगुप्त ने शिव एवं शक्ति की स्तुति में अनेक रमणीय स्तोत्र 
भी चिवि जो उनकी काव्य प्रतिभा पुवं परमभक्तिके योतकरटै, साथही 
उनकी रहस्यानुभूति के प्रमाण हैँ । इन स्तोत्रं मे प्रमुख निम्नांकित है 
(१) क्रमस्तोत्र- काटी की स्तुति में विरचित इस स्तोत्रमें ३० 
पद्य हैँ जिनमे से अनेक शाक्त उपाय के गुह्य तत्त्वों को सहज अनावृत 
करतेदहैं। 


२: भेरवस्तोत्र-ईइसमे कुल दस पद्य हैँ जो अभिनवगुप्त के भैरव के 
साथ तादात्म्य के अनुभावको कवि की ललित एवं रागात्मक भाषामें 
प्रस्तुत करते हैँ । 

३. अनुत्तराष्टिका--आठ पदयो की इस रचना मे आत्म-साक्षात्कार 
के विदवोत्तीणं स्वरूप का प्रतिपादन है । 


(४) अनुभवनिवेदनस्तोत्र--इसमें कुल चार पद्य हैँ जिसमे शाम्भवी- 
मुद्रा का स्वरूप-व्णेन है । 

५. देहस्थदेवताचक्स्तोत्र--इसमे पन्द्रह पद्य हँ । विभिन्न इन्द्रियों 
आदि को नियन्त्रित करने वाखी अधिष्ठात्री शक्तियों की अर्चना इस स्तोत्र 
मे मुखरित हई है । 

अभिनवगुप्त की अनेक रचनाएँ, जिनका उल्लेख हमे इधर-उधर 
बिखर संन्दर्भो मे प्राप्त होता द्वै, अभी तक मिल नदीं पाई दै । अभिनवगृप्त 

















नि मि + 


ऋरि >, 
क 


१ ३४ ) 


के सम्पूणं व्यक्तित्व एवं कृतित्व के लिए डां ° के° सी° पाण्डेय का धोध- 
ग्रन्थ द्रष्टव्य है। 


अन्य प्राचीन आचायं 


१, भटटनारायण--इनकी कृति है स्तवचिन्तामणि, जोशिवकी 
स्तुति मेँ प्रणीत अत्यंत मनोहर स्तोत्रहै । क्षमराज के अनुसार यह पर- 
मेदवर के पौत्र तथा अपराजित के पत्र थे । अभिनवगुप्त ने इनका प्राचीन 
गख मे उल्लेख किया है' 


२. भहटूमास्कर--इनकी रचना शिवु त्रवातिक है । यह वसुगुप्त कं 
शिवसूत्र पर ३९० पदयो मे टीका है जो शिवसूत्र के गुह्यसिद्धांतों की सरल 
भाषामें व्याख्या करने कं किए टिखी गई थी। भदटरभास्कर ने वसुगुप्त 
( ८२५ ई० ) की परम्परा में अपनेको सातवीं पीठी का शिष्य घोषित 
किया हैः । 

३. मटटूश्रद्युम्न-इनकी अनुपलब्ध कृति है तत्त्वगर्भस्तोच्र । इसमे शिव 
की अपेक्षा शक्ति को प्रधानता दी गई थी । सोमानन्द,3 उत्पलदेव* तथा 
रामक्ण्ठ^ ने इस स्तोत्र के पयो को उद्धूत किया है । भद्ूप्रचयुम्न सोमानन्द 
तथा रामकण्ठ के समकालीन प्रतीत होते हैँ । सोमानन्द ने अपनी शिवहष्टि 
मे भदरप्रदयुम्न के मतो का खण्डन किया हैः । 

४. भूतिराज--अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक तथा तन्त्रसार में अनेकत्र 
भूतिराज का उल्लेख किया है । ब्रह्मविद्या का उपदेश अभिनवगुप्त ने इनसे 
प्राप्त किया था । यद्यपि भूतिराज की कोई भी कृति उपलब्ध नहीं है किन्तु 
तन्त्र्तार° में उनका उद्धरण प्राप्त होताहै। अभिनवगुप्त नेयह भी 
लिखा है कि उनके पिताने श्रीभूतिराज से शेवशास्त्र का ज्ञान प्राप्त 
किया थाः । 


१. परात्रीश्चिका विवरण, प° ६९. 
२. शिवसूत्रवातिक का प्रारंभिक पद्य 
३. शिवदृष्टि, ३.१. 

४. शिवदृष्टिवृत्ति, १.१५. 

५. स्पन्दविवृति, प° १२९. 

६. शिवहष्टि, ३.२.३. 

७. तन्त्रसार, प° ३०. 

€, ईदव रप्रत्यभिश्चाविवृति विमशिनी ? 


( ३ ) 


लक्ष्मणगप्त, भूतराजतनय ( अर्थात्‌ भूतेन्दुराज }, प्रज्ञाजुन, महा- 
देवभदटर, श्रीकण्ठभदटु आदि अनेक शेव दशन के अवार्यो का उल्लेल हमें 
प्राप्त होता है किन्तु इनमे से किसी भी आचायं की रचना उपङन्ध 
नहीं है। 

श्िवसुत्र को टीकाएं 

नवम शताब्दी कं वसुगुप्त को प्राप्त शिवसुत्र शेवसाधना के प्रमुख 
प्रतिपादक हैँ जो अनुषंगतः शेवदशेन कौ मान्यताओं को भी प्रतिपादित 
करते है । इसकी टीकाए' निम्नांकित है-- 

१. शिवसुत्रवृतिति--रिवगुप्त के शिष्य भटुकल्लट (८५५ ई० ) कं 
नाम से प्रचलित यह टीका अत्यंत संक्षिप्तहैजो कदाचित्‌ क्षमराजकी 
शिवसुत्रविमशिनी का सार प्रस्तुत करती है । 

२. शिवसूत्रवातिक- भट भास्कर (९५५ ई०) कौ यह्‌ वातिक ३९० 
पदयो में है, जो त्रिकयोग के गृह्य तत्त्वों का व्याख्यान प्रस्तुत करती है । 
वसुगुप्त की शिष्य-परम्परा में भद्रभास्कर सातवीं पीढी के है, जेसाकि 
इनकी वातिक के प्रारंभिक पद्यसे ज्ञात होता है। 

३. शिवसुत्रविमशिनी--अभिनवगुप्त के प्रमुख शिष्य क्षंमराजकी 
यह अत्यंत विस्तृत शिवसूत्रटीका है । 

४. शिवसूत्रवातिक--वरदराज क्षमराज के केरल-निवासी शिष्य 
थे जिन्होने अपने गुरु क्ष मराज की विमशिनी के आधार पर वात्तिकका 
प्रणयन किया था। 


स्पन्दकारिका की टीकोषं 
वसुगुप्त के शिष्य तथा राजा अवन्तिवर्मा ( ८५५ ई० ) के समका- 


रीन भट्टकल्लट सिद्धसरूपमेप्रसिद्धथे'। उनकी कृति स्पंदकारिकाकी 
निम्नांकित टीकाए' है 

१ स्पन्दसर्वेस्व--भट्‌टकल्लट द्वारा अपनी स्पन्दकारिका पर विर- 
चित अत्यंत संक्षिप्त स्वोपज्ञा वृत्ति है जिसे स्पन्दवृत्ति भी कहा जाता है । 


२. स्पन्दविवति--रामकण्ठ ( ८७५ ई० ) ने स्पन्दसर्वस्व का विशद 
व्यास्यान प्रस्तुत करने कं लिए इस ॒विवृति का प्रणयन किया था । राम- 
कण्ठ भदटुकल्लट के समकालीन, उत्पल्देव के शिष्य तथा अवन्तिवर्मा के 


१, राजतरंगिणी, ५.६६. 








( ३६ ) 


समकालीन मुक्ताकण के अनुज^ थे । उन्होने भगवदगीता तथा मातंगतन्त्र 
पर भी टीकाएः चिली हैँ । 


३. स्पन्दनिणंय--क्ष मराज ने इस टीका का निर्माण अन्य टीकाओं 
की अपेक्षा श्रेष्ठता स्थापित करेनेके किए किया था!। स्वभावतः यह्‌ 
टीका अधिक विस्तृत एवं विशद है । प° मधुसूदन कौल ने इसका अंग्रेजी 
मे अनुवाद किया है । 


४. स्पन्दसंदोह- -स्पन्दकारिका की प्रथम कारिका कौ यह्‌ अत्यंत 
विशद टीकाहैजिसेक्षोमराजने स्पंदसिद्धांत को विस्तार से समञ्ञानेके 
चिएकल्खिादै। 

५. स्पन्दप्रदीपिका--उत्पलवैष्णव की यह्‌ टीका विस्तृत, सारगर्भित 
तथा वदुष्यवूणं है । इसमें अनेक अनुपलब्ध तन्त्रग्रन्थों कै उद्धरण प्राप्त 
होते है । 

क्षेमराज के ग्रन्थ 

अभिनवगुप्त कै प्रमुख शिष्य एवं अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थकार क्षं म- 
राज हँ जिनका समय ११ वीं शताब्दी है । इनके मौलिक ग्रन्थ 
निम्नांकित है-- 

१, प्रत्थभिनज्ञाहृदय-- सूत्र तथा वृत्ति मे विचरित यह ग्रन्थ प्रत्यभि- 
ज्ञादर्शन को समज्ञाने के लिए अत्यंत धुबोध तथा महत्त्वपू्णं है । इसका 

। ठेमिक्वेरल द्वारा जर्मन मे, लेडेकर द्वारा तथा जयदेव सिह द्वारा अंग्रेजी 
मे, तथा विशालप्रसाद त्रिपाठी द्वारा हिन्दी में अनुवाद प्रकाशित हो 
चूका है । 

२. पराप्रवेशिका--शरौवदरशन को बालावबोधाय प्रस्तुत करने कै किए 
यह रघु पृस्तिका है । 

३. बोधविलास--प्रत्यभिजाहदय के सार को कारिकाओं में इस 

ग्रन्थ में सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया गया है । ग्रंथ का अभी तक प्रकाशन 
नहीं हुआ है । 

क्षो मराज द्वारा प्रणीत टीका निम्नांकित है-- 

१. शिवसूत्रविमशिनी 
| २. स्पन्दसंदोह 











| १. स्पन्दनिर्णय, प° ७७७. 


( ३७ ) 


३. स्पन्दनिर्णय 

४. स्तवचिन्तामणि-विवृति 

५. विज्ञान भैरव-उद्योत { खण्डित ) 
६. स्वच्छन्दतन्त्र-उद्योत 

७. नेत्रतन्त्रउद्योत 

८. रिवस्तोत्रावली-टीका 

९. सांबपंचाशिका-टीका 


परवर्तौग्रस्थकार 


दौवदशंन के परवर्ती ग्रन्थकारो में र उल्लेखनीयर्है-- 

१. योगराज्ञ (११०० ई० का उत्तरार्ध)--क्षं मराज के शिष्य योग- 
राज ने अभिनवगुप्त कृत परमार्थसार की टीका लिखी है । 

२. महेश्वरानन्द--इन्टोने महाराष्टरीय अपश्रश मे महाथमंजरी 
लिखी है। क्षोमराज को इन्होंने उद्धत किया दै तथा विज्ञानभेरव के टीका- 
कार शिवोपाध्याय ने इनका उल्लेख किया है! । अतः इनका समय १२ वीं 
शताब्दी में है । डँ राघवन के अनुसारये चोलकालीन दहं । कुल-सम्प्रदाय 
के अनुसार दोव-अद्रैतवाद की इन्होंने अभिनवगुप्त कं आधार पर व्याख्या 
प्रस्तुत की है। 


३. मधुराज--ये केरल के निवासी थे जिन्होने अभिनवगुप्त से 
शिक्षा प्राप्त की थी । इन्होंने गुरुनाथ-परासशं नामक ग्रन्थ लिखा है जिसमें 
उन्होने अभिनवगुप्त कं स्वरूप का वणेन किया है । 


४. बरदराज--मधुराज के पुत्र वरदराज क्षमराज कं शिष्यथे। 
इनका समय ११ वीं शताब्दी का अंतिम भागदहै। क्षेमराज की विमशिनी 
के आधार पर प्रणीत वसुगृप्त के शिवसूत्र की टोका इनी एकमात्र कृति 
है जिसका नाम है शिवसुत्रवातिक । 

५९. जयरथ (१२०० ई०)- तन्त्रालोक की विवेक टीका तथा वाम- 
केश्वरी मत की टीका । इनके सम्बन्ध मे विदेष विवरण अगे प्रस्तुत किया 
गया है। 

६. नारायणकण्ठ (११०० ई०) -शंकर के पौत्र तथा विद्याकण्ट के 
पुत्र नारायणकण्ठ ने मृगेनद्रतन्त्र पर वृत्ति क्िली है । 





१. विज्ञानभैरविवृति, पू १०९. 











ध 9, ~ 








३८ †} 


७. शितिकण्ठ (१२ वीं ई० का उत्तराधं)-कारमीरी अपश्रश में 
लिखित महानय-प्रकाश कुल सम्प्रदाय का अनुसरण करता है । 


८. साहिबकौल--शाहजहां तथा ओौरंगजेव के समकालीन साहिवब- 
) कौल सिद्धपुरुष थे जिन्होने अपने देवौनामविलास मे वेदान्त एवं शैव अदेत- 
वाद का समन्वय प्रस्तुत कियाद । इसमे भवानी कं एक सहृख नामो का 
काव्यमय उल्लेख है । श्रीविद्या कें उपासक नाथ-सिद्धोंकी परम्परामें 
श्रीसाहिवबकौल एक सिद्ध पुरुष थे । उनकी अन्य कृतियां हैँ - 
१. कल्पवृक्ष प्रबन्ध 
२. सच्चिदानन्दकन्दली 
३. शिवजीवदशकम्‌ 
४. आत्मकथा (यह्‌ कादमीरी भाषा मे लिखी गई है) । 

९. शिवोपाध्याय--कारमीरी शौव दर्शन की परम्परा के अंतिम कवि 
है । इन्दोने विज्ञान-भैरव पर टीका किखी है तथा श्रीविद्या नामक मौलिक 
ग्रन्थ चिखाहै जो अभी तक अप्रकारितहै। 

१०. भास्करकण्ठ- इन्होने अभिनवगुप्त की ईइवरश्रत्यभिन्ञावि- 
मशिनी पर भास्करी लिखी है तथा लल्लेश्वरौ वाक्यानि का अनुवाद किया 
है। भास्करीका दो खण्डां में आखोचनात्मक सम्पादन प्रो° को० अ० 
सब्रहु मण्य अय्यर तथा डा० केण्सी० पाण्डेयने क्रियाहै। 


परभाथंसार कौ रीका वितरति कौ विज्ञेषता 


मेरी इच्छा मूल ग्रन्थ के साथ-साथ विवृतिकोभी मुलखूपमें देने 
कीथी किन्तु प्रकाशकीय भ्रान्ति के कारण वह्‌ छ्पने से रह गर्ई। विवृति- 
कार योगराजने अपनी टीकामें सर्वाधिक उद्धरण गीता एवं उपनिषद्‌ 
(श्रुति) से दिये दँ । हौवदर्शन के ग्रंथों से उद्धरण देना तो निन्तात स्वाभा- 
विक दहै साथ ही उन्होने बौद्ध, ब्रह्मवादी (वेदान्ती), वैशेषिक आदि के मतो 
काभी उत्टेख किया दहै । इस तरह उनकी टीका में एक ओर दौवदर्शन के 
अभिमत को स्पष्ट ओौर पृष्ट करना अभीष्टदहै तो दूसरी ओर विभिन्न 
दा्ंनिकों कं मतों का खण्डन-मण्डन करते हुए, श्रुति किवा उपनिषद्‌ तथा 
गीता से परमार्थसार का समन्वय प्रधान लक्ष्य है। वस्तुतः स्वयं परमार्थं, 
सार भी उपनिषदों मे प्रवर्तित एवं गीता में पल्लवित जीवनदष्टि को अपने 
मे ओत-प्रोत क्यिहुएदहै। ज्ञानद्वारा कमंफलके विनाश तथा योगी 
आत्मज्ञ या जीवन्मुक्त की चर्या के प्रसंग गीता से अनेकत्र मिलते हैँ । शिव 
के स्वरूप के निरूपण में तथा ज्ञान-अज्ञान की चर्चा में उपनिषद्‌ कौ चितन 


& ३९ ]) 


धारा स्पष्टतः दिखाई देती दै । वस्तुतः "तत्र को मोहः कः शोकः' इत्यादि 
शब्द भी परमार्थसार में प्रतिध्वनित दँ । जैसाकि विदित है अभिनवगुप्त ने 
गीता पर अपनी टीका भी लिखी थी जोकि प्रकाशित है। तन्त्रया हौव. 
साधना का मागं एवं दृष्टि श्रूति या गीता के मागेसे तात्पयंतः भिन्न नहीं 
है, यही अभिप्राय परमार्थसार के अध्ययन से ओर उसकी टीका के अनुसन्धान 
से प्रतिफलित होता है । टीका मे उद्धूत प्रमाणवाक्यों की सूची प्रतीक रूप 
मे परिशिष्टमें दी हई है । ग्रन्थों तथा आचार्यो का अकारादिक्रम से पृष्ट 
सहित उल्लेख करना यहाँ उचित होगा । ग्रन्थ या आचार्यं के अन्तमें 
कोष्ठक के विना दी हुई संख्या परमार्थसार के पृष्ट का निदेश करती है। 
कोष्ठक के अन्तर्गत दी हुई संख्या उस पुस्तक के अध्यायादि का उल्लेख 
करती है :-अजडप्रमातृसिद्धि ५८, अवधूतसिद्धपाद १६, आगम २७, उप- 
निषद्‌ (श्रुति) १६५३ श्रीकल्लट ६४, कक्ष्ास्तोत्र ७२, श्रीकालिकाक्रम ६३, 
श्रीकुल ११६, कुलरत्नमालिका १०४, गीता (२-२०), १०; ४२, (२-५२) 
६२, (४-३७) ७५, (१८-१७) ९०, (८-५) १०३, (५-१५), (५-१६) 
१०९, (८-६), (१०-१०) १११, (१४-१४) ११४, (३-३३) ११५, (२-४०), 
(६-२७), (६-४५) १२० । छान्दोग्योपनिषद्‌ (६-२-१) ६४, तन्त्रसार ५१, 
दिवाकरवत्स ५६, निर्वाणयोगोत्तर १०३, निशाटन १०४, परमेहवरीपाद- 
उत्पल ७७, परमार्थसार ८, प्रमाणवात्तिक (प्रत्यक्षपरिच्छेद २२०), <, ब्रह्म- 
वादी ४३, बोद्ध ४९, भवतु हरि ६५, मनुस्मृति १०६, माकंण्डेय पुराण 
(१५-१८) ४७, यथोक्तम्‌ ३, ६; ७, १४, ४२, ४४, ७९, ८९, १०४, राजा- 
नकराम ९४, लक्ष्मी संहिता १०५, विवृतिविमशिनी २२ विष्णृध्मं ८०, 
विज्ञानवादी (बौद्ध) ४३, वीरवामनक धट ९५, वशेषिक ४३, शम्भुभदरारक 
४२, इवेताइवतरोपनिषद्‌ (३-३) ५४ (३-१९) ७०, शिवधर्मोत्तिरशास्त्र १२१. 
शिवसूत्र (३-२०) ५३, (१-८) ५४, (३-२७) ९८, शेवोपनिषद्‌ ९७, 
(विज्ञानभैरव १५६) ९८, स्पन्दकारिका (१-३) १, (३-२) २, (३-१) १८, 
(१-१८) ५६, (३-२) ८३, स्वच्छन्दशास्त्र ९७, सवेमंगलाशास्त्र ४, सांख्य- 
कारिका (४४) ११३, त्रिशिका ६५। 











श्रीभगवदादिजेषप्रणीतम्‌ 
परमाथसारम्‌ 


परं परस्याः प्रकृतेरनादिमेकं निविष्टं बहुधा गुहासु 1 
सर्वालयं सवंचराचरस्थं त्वामेव विष्णु शरणं प्रपद्ये ।। १ ॥ 
आत्माम्बुराशौ निखिलोऽपि लोको मग्नोऽपि नाचामति नेक्षते च । 
आश्चयेमेतन्मृगतुष्णिकामे सदाम्बुराशौ रमते मृषेव \ २॥ 
ग्भेगृहवाससम्मवजरामरणविप्रयोगाग्धौ । 
जगदालोक्य निमग्नं प्राह गुरं प्राञ्जलिः शिष्यः ३॥ 
त्वं साङ्कवेदवेत्ता भेत्ता संशयगणस्य ऋतवक्ता । 
` कंसाराणंवतरणप्रश्नं पृच्छाम्यहं भगवन्‌ ॥ ४ ॥। 
दीर्धेऽस्मिन्‌ संसारे संसरतः कष्य केन सम्बन्धः। 
कमेशुभाशुभफलदमनुमदति (चु) गतापतरिह कः॥। ५। 
कमंगुणजालवबद्धो जीवः संसरति कोशकार इव । 
मोहान्धकारगहनात्‌ तस्य कथं बन्धनान्मोक्षः॥ ६।। 
गुणपुरुषविमागज्ञे धर्माधमौ न बन्धको भवतः। 
इति गदितपुवंवाक्येः प्रकृति पुरुषं च मे ब्रहि।\७॥ 
इत्याधारो भगवान्‌ पृष्टः शिष्येण तं स॒ होवाच । 
विदुषामप्यतिगहनं वक्तव्यमिदं श्ण तथापि त्वम्‌ ॥८॥ 
सत्यमिव जगदसत्यं मूलप्रकृतेरिदं कृतं येन । 
त्वं श्रणिपत्योपेन्दध वक्ष्ये परमाथंसारमिदम्‌ \ ९ ॥ 
अब्यक्तादण्डमभूदण्डाद्‌ ब्रह्म ततः प्रजासगेः। 
मायामयो प्रवृत्तिः संह्ियत इयं पुनः क्रमशः । १० ॥ 
मायामयोप्यचेता गुणकरणगणः करोति कर्माणि । 
तदधिष्ठाता देही सचेतनोऽपि न करोति किचिदा । ११।। 
यद्रदचेतनमपि सन्‌ निकटस्थे श्नामके रमति लोहम्‌ । 
तद्वत्करणसमूहश्चेष्टति चिदधिष्ठते देहे ।। १२ ॥ 
यद्वत्‌ सवितयुं दिते करोति कर्माणि जीवलोकोऽयम्‌ । 
न च तानि करोति रविनं कारयति तदवदात्मापि।! १३॥ 
मनसोऽहङार विमूरच्छितस्य चेतन्यबोधितस्येह्‌ । 
पुरुषाभिमानसुखदुःखमावना मवति मूढस्य ॥ १४॥ 

















(४२) 


कर्ता मोक्ता द्रष्टास्मि करमणामुत्तमादीनाम्‌ । 
इति तत॒ स्वभावविमलोऽभिमन्यते स्वेगोऽप्यात्मा ।\ १५॥ 


नानाविधवर्णानां वर्णं धत्ते यथामलः स्फटिकः। 
तद्ृदुपाधेगु णभावितस्य भावं विभुधेत्ते। १६॥ 
गच्छति गच्छति सलिले दिनकरबिम्बं स्थिति याति। 
अन्तःकरणे गच्छति गच्छत्यात्मापि तद्रदिह्‌ ।। १८ ॥ 
राहुरदश्योऽपि यथा शशिबिम्बस्थः प्रकाशते जगति । 
सवेगतोपि तथात्मा बुद्धिस्थो हृश्यतामेति ॥ १८ ॥ 
सवेगतं निरुपममद्रतं तच्चेतसा गम्थम्‌ । 
यद्‌ बुद्धिगतं ब्रह्मोपलभ्यते शिष्य बोध्यं तत्‌ ॥१९॥ 
बुद्धिमनोऽहङारास्तन्मात्रेन्द्रियगणाश्च मूतगणः । 
संसारसर्गपरिरक्षणक्षमाः प्राकृताः हेयाः ॥ २० ॥ 
धर्माधमौ सुखदुःखकल्पना स्वर्गनरकवासश्च। 
उत्पत्तिनिधनवर्णाध्षमा न सन्तीह परमार्थे \ २१॥ 
मृगतृष्णायामुदकं शुक्तौ रजतं ,भूजङ्गमो रज्ज्वाम्‌ । 
तेमिरिकचन्दरयुगवद्श्रन्तं निखिलं जगद्रूपम्‌ | २२॥ 
यद्रहिनकर एको विभाति सलिलाशयेषु सर्वेषु । 
तद्वत्‌ सकलोपाधिष्ववस्थितो माति परमात्मा ॥ २२॥ 
खमिव धटादिष्वन्तबंहिः स्थितं ब्रह्म सवं पिण्डेषु । 
देहेऽहमित्यनात्मनि बुद्धिः संसारबन्धाय ॥ २४ ॥ 
सवेविकल्पनहीनः शुद्धो बुद्धोऽजरामरः शान्तः। 
अमलः सकृद्विमातश्चेतन श्रात्मा खवद्व्यापौ ।। २५॥ 
रसफाणितशर्करिकागुणखण्डा विकृतयो यथेवेक्षोः । 


तद्रदवस्थाभेदाः परमात्मन्येव बहुरूपाः ।। २६॥।। 
विज्ञानान्तर्यामिप्राणविराइदेहजातिपिण्डान्ताः । 
व्थवहारास्तस्यात्मन्येतेऽवस्थाविशेषाः स्थुः ॥ २७ ॥ 


रज्ज्वां नास्ति भुजङ्गः सपं मयं मवति हेतुना केन । 
तद्वत्‌ द्रं तविकल्पश्चन्तिरविद्या न सत्यमिदम्‌ ॥ २८॥ 


एतत्तदन्धकारं यदनात्मन्यात्मताश्नान्त्या । 
न॒ विदन्ति वासुदेवं सर्वात्मानं नरा मूढाः॥२९॥ 
प्राणाद्यनन्तमेदे रात्मानं संवितत्य जालमिव । 


संहरति वासुदेवः स्वविमूत्या क्रीडमान इव ॥ ३० ॥ 


( ५३) 


त्रिभिरेव विश्वतेजसग्राजञस्ते रादिमध्यनिधनास्येः । 
जाग्रसस्वप्नसुषुप्त्भम मूतेश्छादितं तुर्यम्‌ ।} ३१॥ 
मोहयतीवात्मानं स्वमायया दषेतरूपया देवः । 
उपलमते स्वयमेव गुहागतं पुरुषमात्मानम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ज्वलनाद्‌ धूमोद्गतिमिविविघाङृतिरम्बरे यथा भाति) 
तदद्‌ विष्णौ सृष्टिः स्वमायया द्वेतविस्तरा माति ।) ३३॥ 
शान्त इवे मनसि शन्ते हृष्टे हूष्ट इव मूढ इव मूढे । 
व्यवहारस्थो न पुनः परमार्थत ईश्वरो भवति॥३४॥ 
जलधर धूमोद्गतिमिमंलिनीक्कियते यथा न गगनतलम्‌ । 
तद्त्‌ भ्रकृतिविकारेरपरामृष्टः परः पुरुषः \ ३५॥ 
एकस्मिन्नपि च घटे धूमादिमलावृते शेषाः। 
न॒ भवन्ति मलोपेता यद्वञ्जीवोऽपि तद्दि ।\ ३६॥ 
देहेन्द्रियेषु नियताः कर्मगुणाः कुवते स्वमोगाथम्‌ । 
नाहं कर्ता न ममेति जानतः कमं नैव बध्नाति ॥ ३७ ॥ 
अन्यशरीरेण कृतं कमं भवेद्‌ येन॒ देह उत्पन्नः । 
तदवश्यं भोक्तव्यं भोगादेव क्षयोऽप्य निदिष्टः।। ३८ ॥ 
्राग््ानोत्पत्ति चितं यत्‌ कमं ज्ञानशिखिशिखालोढम्‌ । 
बीजमिव दहनदग्धं जन्म समर्थं न तद्‌ भवति।।३९॥ 


ज्ञानोत्पत्तेरूष्वं क्रियमाणं कमं यत्‌ तदपि नाम] 
न श्लिष्यति कर्तारं पुष्करपत्रं यथा वारि ४०॥ 
वाग्देहुमानसेरिहं क्मंचयः क्रियत इति बुधाः प्राहुः । 
एकोऽपि नाहमेषां कर्ता तत्कर्मणा नास्मि ।। ४१॥ 
कर्मफलनीजनाशाज्जन्मविनाशो न चात्र सन्देहः। 
बुदध्वेवमपगततमाः सवितेवामाति भारूपः। ४२॥ 


यद्रदिषोकातुलं षपवनोद्धूतं हि दश दिशो याति। 
बरह्मणि तत्त्वज्ञानात्‌ तथेव कर्माणि तत्त्वविदः । ४३ ॥ 
क्षी रादुद्धतमाज्यं क्षिप्तं यदन्न॒ पूर्ववत्‌ तस्मिन्‌ । 
्रकृतेगुं णेभ्यस्तद्रत्‌  पृथक्कृतश्च तनो नात्मा ।। ४४॥ 
गुणमयमायागहनं निधूय यथा तमः सहल्रांशुः । 
वाह्याभ्यन्तरचारी सेन्धवघनवद्‌ मवेत्‌ पुरुषः ।॥ ४५ ॥ 
यद्रदेहोऽवयवा मृदेव तस्या  विकारजातानि। 
तदत्‌ स्थावरजङ्धमदरेतं द्वेतवद्‌ माति।। ५६ ॥ 


क क 


2 














४४ ) ४ 


एकरमात्‌ क्षेत्राद्‌ वह्वयः क्षेतर्ञजातयो जाताः । 
लोहगतादिव दहनात्‌ समन्ततो विस्फुलिङ्खगणाः । ४७ ॥। 
ते गुणसङ्कमदोषाद्‌ बद्धा इव घान्यजातयः स्वतुषेः 
जन्म लभन्ते तावद्‌ यावन्न ज्ञानवद्धिना दण्धाः।॥ ४८८ ॥ 
त्रिगुणा चेतन्यात्मनि सवगतेऽवस्थितेऽखिलाधारे । 
कुरते सृष्टिमविद्या सवत्र स्पृश्यते तथा नात्मा ।॥ ४९ ॥ 
रज्ज्वां भृजद्धहेतुः प्रमवविनाशौ यथा न स्तः। 
जगदुत्पत्तिविनाशौ न च कारणमस्ति तदिह ॥। ५० ॥ 
जन्मविनाशनगमनागममलसम्बन्धवजितो नित्यं । 
श्राक्ाश इव घटादिषु सर्वात्मा सर्वदोपेतः। ५१॥ 
कमे शुमाशुमफलसुखदुःखेर्योगो मवत्युपाधोनाम्‌ । 
तत्संसर्गाद्‌ बन्धस्तस्करसद्धादतस्करवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
देहगुणकरणगोचरसङ्खात्‌ पुरुषस्य यावदिह भावः। 
तावन्मायापाशंः संसारे बद्ध इव भाति ॥५३॥ 
मातपितृपुत्रबान्धवधघनमोगविमागसम्मूदः । 
जन्मजराभरणमये चक्र इव शाम्यते जन्तुः ।। ५४॥ 


लोके व्यवहारकृतां य इहाविद्यामुपासते मूढाः । 
ते जन्ममरणधर्मागोऽन्धं तम एत्य खिद्यन्ते ५५॥। 
हिमफेनबुदबुदा इव जलस्य धूमो यथा वहन: । 
तद्त्‌ स्वमावमूता मायेषा कौतिता विष्णोः ।। ५६॥ 
एवं दैतविकल्पां श्नमस्वरूपां विमोहनं मायाम्‌ । 
उत्सृज्य सकलनिष्कलमद्वेतं  मावयेद्‌ ब्रह्म ।। ५७ ॥ 
यदत्‌ सलिले सलिलं क्षीरे क्षारं समरणे वागु । 
तद्वद्‌ ब्रह्मणि विमले भावनया तन्मयत्वमुपयाति । ५८ ॥ 
हत्थं द्रैतसमहे भावनया ब्रह्यभूयसुपयाते । 
को मोहः कः शोकः स्वं ब्रह्मावलोकयतः । \दै॥ 
विगतोपाधिः स्फटिकः स्वप्रभया भाति निमला यद्रत्‌ । 
चिहीपः स्वप्रमया तथा विभातीह निरपाधिः।॥ ६० ॥ 
गुरगणकरणशरीरभ्राणेस्तन्मात्रजातिसुखदुःखेः । 
अपरामृष्टो व्यापी चिद्रूपोऽयं सदा विसलः।। ६१ ॥ 
द्रष्टा शरोता घ्राता स्पशशंयिता रसयिता ग्रहीता च। 
देहौ दहैन्दरियधोविर्वाजतः स्यान्न कर्ताऽसौ ॥ ६२ ॥ 


( ४५) 


एको नेकत्रावस्थितोऽहमेश्वयेयोगतो व्याप्तः । 
प्राकाशवदखिलमिदं न कश्चिदप्यत्र सन्देहः ॥। ६२॥ 
प्रारमेवेदं सर्वं निष्कलसकलं यदेव मावयति। 


मोहगहनाद्वियुक्तस्तदेव परमेश्वरीमूतः ॥ ६४॥ 
यद्यर्सिद्धागमतकषु प्रब्र.वन्ति रागान्धाः । 
भ्नुमोदामस्तत्तरोषां सर्वात्मवादधिया ।॥ ६५॥ 


सर्याक्षारो मगवानुपास्यते येन येन भवेन । 
तं तं भावं मृत्वा चिन्तामणिवत्तमभ्येति ।॥। ६६॥ 


नारायणमात्मानं ज्ञात्वा सर्गस्थितिप्रलयहैतुम्‌ । 
सर्वज्ञः सर्वगतः सवः सर्वेश्वरो मवति ६७॥ 
आहमल्लस्तरति शुचं यस्मािष्टान्‌ विभेति न कुत रिचित्‌ । 
मर्योरपि मरणभयं न॒ भघत्यन्यत्‌ कृतस्तस्य ॥ ५८ ॥ 
क्षयुद्धिवध्यघातकं बन्धनमोक्षं विवजितं नित्यम्‌ । 
परमार्थतत्वमेतद्‌ यदतोऽन्यत  तदनृतं सर्व॑म्‌ ।॥ ९६ ॥ 
एवं प्रकृति पुरुषं विज्ञाय निरस्तकत्पनाजालः । 
आहमारामः प्रशमं समास्थितः केवलोमचति ।। ७ ॥ 
नलकदलिवेणुवाणा नश्यन्ति तथा स्वपुष्पमासाद्य । 
तद्त्स्वमावभूताः स्वमावतां प्राप्य नश्यन्ति ।। ७१॥ 


भिन्नेऽज्ञानग्रन्थौ छिन्ने संशयगणे शुभे क्षीणे । 
दग्धे च जन्पबीजे परमात्मानं हरि याति। ५२॥ 
मोक्षस्य नैव किचिद्धामास्ति न चापि गमनमन्यत्र। 


अन्ञानमयग्रनयेभेदो यस्तं विदुमोक्षम्‌ ॥ ७३ ॥ 
बुदध्वेवमसत्यमिदं विष्णोर्मायात्मकं जगद्र पम्‌ । 
विगतदबन्द्रोपाधिकमोगासङ्धो भवेच्छान्तः ।। ७४।। 


बुद्ध्वा विभक्तां प्रकृति पुरुषः संसारमध्यगो मवति । 
निभुक्तः स्वंकमभिरम्बुजपत्रं यथा सलिलेः।॥ ७५॥ 
अश्नन्‌ यद्वा तद्वा संवोतो येन केनचिच्छान्तः। 
यत्र॒ क्वचन च शायी विमुच्यते सर्वमूतात्मा\\ ७६॥ 
हयमेधसहल्लाण्यप्यथ कुरुते ब्रह्मधातलक्षाणि । 
परमार्थं वन्न पुण्येन च पपेः स्पृश्यते विमलः । ७७ ॥ 
मदकोपह्षमत्स र विषादभयपरुषवज्यवाग्बुद्धिः । 
निःस्तोत्रबषट्कारो जडवद्‌विचरेदगाधमतिः ।। ७८ ॥ 








१) 


उत्पत्तिनाशवजितमेवं परमाथेमूपलम्य । 
कृतकृत्यसरुलजन्मा सर्वगतस्तिष्ठति यथेष्टम्‌ ।। ७९ ॥ 
व्यापिनममिन्नमित्थं सर्वात्मानं विधूतनानात्वम्‌ । 
निर्पभयपरमानन्दं यो वेद स तन्मयो मवति।। ८० ॥ 
तीर्थे श्वपचगृहे वा नष्टस्मृतिरपि परित्यजन्‌ देहम्‌ । 
ज्ञानसमकालमुक्तः केवल्यं याति हतशोकः।। ८१ ॥ 
पुण्याय तीर्थसेवा निरयाय श्वपचसदननिधनगतिः । 
पुण्यापुण्यकलङ्क-स्पर्शामावे तु कि तेन । ८२॥ 
वृक्षाग्राच्युतपादो यद्‌वदनिच्छन्नरः क्षितौ पतति। 
तद्वद्‌ गुणपुरुषन्ञोऽनिच्छन्नपि केवली मवति ।। ८३॥ 
परमाथमागंसाधनमारम्याप्राप्य योणमपि नाम। 
सुरलोकमोगमोगौ मुदितमना मोदते सुचिरम्‌ ।॥ ८४॥ 
विषयेषु सा्वंभोमः स्वेजनेः पुज्यते यथा राजा। 
भुवनेषु सर्वदेवेरयोगञ्चष्टस्तथा पुज्यः ।॥ ८५॥ 
महता कालेन महान्‌ मानुष्यं प्राप्य योगमभ्यस्य । 
प्राप्नोति दिव्यममृतं यत्तत्परमं पदं विष्णोः । ८६ ॥ 
वेदान्तशास्त्रमखिलं विलोक्य शेषस्तु जगदाधारः । 


आर्यापच्वाशीत्या बबन्ध परमाथेसारमिदम्‌ ।। ८७ ॥ 
॥ इति भगवदादिशेषघ्रणीतं परमार्थसारं सम्पूणंमू ॥ 


|| 
परं परस्थं 
गर्भाधिवासण 
आधारकारिकाभिः 
निद्राशक्तिवैभवण० 
तत्रान्तविश्वमिदं 
नानाविधव्णानां 
गच्छति-गच्छति 
राहुरदृश्योऽपि 
धादर्थे मलरहिते 
भारूपं परिपूर्ण 
सवंविकल्पविहीनं 
दर्पणविम्बे यद्रत्‌ 
विमलतमपरम० 
शिवशक्तिसदाणिव० 
परमं यत्स्वातन्त्यं 
मायापरिग्रहवशाद्‌ 
अधुनैव किचिदेवेद० 
कम्बुकमिव 
सुखदुःखमोहमाव्र' 
श्रोत्र त्वगक्षि 
एषां ग्राह्यो विषयः 
एतत्स सगं वशात्‌ 
परमावरणं म 
अज्ञानतिमिरयोगाद्‌ 
रसफाणितशकंरिका० 
विज्ञानान्तर्यामि० 
रज्ज्वां नास्ति 
तद्रद्धर्माधिमं० 
एतवत्तदन्धकारं 


कारिकानुक्रमणी 


तिमिरादपि तिमिरमिदं 
देहप्राणविमशंन° 
स्वज्ञान विभव ० 
सृष्टिस्थितिसंहारा 
जाग्रद्िश्वं 
जलधरधूम° 
नएकस्मिन्घटगगने 
शान्ते शान्त वायं 
यदनात्मन्यपि 

इत्थं विश्रमयुगलर० 
पृथ्वी प्रकृतिर्माया 
रशनाकुण्डलकटकं 
तद्ब्रह्म परं 

इष्यत इति वेद्यत 
शक्तित्रि शूल० 
पुनरपिच 

इति शक्तिचक्रयन््र 
इत्थं द्वेतविकल्पे 
इत्थं तत्त्वसमूहे 
कर्मफलं शुभ 
लोकम्यवहारकृतां 
अन्ञानकालनिचितं 
ज्ञानप्राप्तौ 
तुषकवुककिशारुक० 
आत्मज्ञो न 
अतिगूढहूदय० 
मोक्षस्य नैव 
भिन्नाज्ञानग्रन्थि० 
अगन्यभिदग्धं 
परिभितवबु द्वित्वेन 








( ४८ ) 

पदि पुनरमलं ८४ | तुषकम्बुकपु पृथक्छृत° १०६ 
दिक्कालकलन° ८४ | कुश्चलतमेशिल्पि° १०७ 
सृष्टधादि विविध ° ८४ | एवं सदु गु खुशास्तन ° १०८ 
इति युक्तिभिरपि ८६ | शस्त्रादिप्रामाण्याद्‌ १०९ 
इत्थं सकलविकल्पान्‌ ८७ | अन्त्यः क्षणस्तु ११० 
ध्श्नन्‌ यद्रा तद्रा ८८ | येऽपि तदात्मत्वेन १११ 
हयमेधेशत० ८९ | स्वर्ग॑भयो ११२ 
मदहषेकोप० ९० | एवं ज्ञानावसरे ११२ 
मदहषंप्रभृतिरय ९१ । करणगणसप्रमोषः ११३ 
स्तुत्यं वा होतव्यं ९२ | स कथं विग्रहयोगे ११३ 
षट्तरिणत्तत्त्वभूत ९३ | परमार्थंमार्गमेनं ज्ञटिति ११५ 
तत्र च परमात्म° ९३ | सवेत्तिीर्णं रूपं ११६ 
बह्रन्तरण ९५ | तस्य तु परमार्थमयीं ११७ 
दयानमनस्तमितं ९५ | योगभ्रष्टः शास्त्र ११७ 
भरुवनावलीं समस्तां ९७ | पर नर्थमार्गमेनं ह्यभ्यस्या° ११८ 
स्वं समया इष्टा ९८ | तरिषयेषु सावंभौमः ११८ 
विइवरसासव पुण ९८ | महता कालेन ११९ 
इति जन्मनाशहीनं १०१ | तस्मात्‌ सन्मार्गे १२० 
व्यापिनमभिहित° १०१ | इदमभिनवगुप्रो° १२१ 
तीर्थे ₹वपचगरहे १०२ | आयातेन १२२ 
पुण्याय ती्ेसेवा १०५ 


विषय-सूची 


कारिका पृष्ठ 
शंभु का शरणग्रहण, परमतत्त्व के अद्य स्वरूप का 
विवेचन > ज्व 
अनुबन्धो का प्रतिपादन २-३ २ 
विशव का चार अंडों मे विभाजन 93 
विहव का स्वरूप : शिव का भोक्तृ-भोग्य भाव , 
एक का नानात्वःस्फटिक मणि की विविध-वणेता का दृष्टान्त ६ ८ 


अनेक होने पर भी स्वस्वरूप मेँ अवस्थिति, उपाधिदोषों 


से अप्रभावित रहने में चन्द्रमा के प्रतिबिबनका दृष्टान्त ७ ९ 
आत्मा के सर्वत्र होने पर भी बुद्धिदपण में ही अभिव्यक्तिः 

अदृश्य राहु के चन्द्रविब में दिखने का दृष्टान्त छ अ 
महेश्वर शक्तिपात से विमल बुद्धि मे ही अभिव्यक्त होता 

है, निमेक दर्पणमें मुख की भति „ऋ 
परम शिव का स्वरूप १०-११ १५ 


जगत्‌ का भेदाभेद : दर्पण में प्रतिबिम्बित चित्र का दृष्टान्त १२-१३ १९ 


शिव, शक्ति, सदाशिव, ईङवर एवं गुद्ध विद्या तत्त्वों का 


निरूपण १४ 
माया तत्त्व का विवेचन १५ 
पुरुष तत्त्व एवं पांच कंचूको-काल, कला, नियति, राग, विद्या 

से उसका सम्बन्ध १६ 
माया तथा उपर्युक्त पांच (छह) कंचुकों का प्रतिपादन १७ 
छह कंचुकों का पुरुष में अन्तरंगभाव : चावल कौ भीतरी 

भूसी (कबुक) का दृष्टान्त १८ 
प्रकृति तथा अन्तःकरण का प्रतिपादन १९ 
बुद्धीन्द्ियों तथा कर्मेन्द्रिय का परिगणन २० 
पाँच तन्मात्रापं २१ 


पाच महाभूतो की पंच तन्मात्राओं के मिश्रण से उत्पत्ति २२ 
प्रकृति की कचूकता : चावल के बाहरी छिल्के का दृष्टान्त २३ 
आणव, मायीय तथा कामं मलों का (कंचुकों का) पर, सूक्ष्म 

ओर स्थूल रूपमे भेद २४ 


२२ 
२८ 


५ 4 
३१ 


२३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३७ 
३८ 


३९ 








( ५० ) 


त्रिविध मलों का प्रभाव-एक स्वभाव आत्माका 
वैचिव्य-ज्ञान, तिमिर दोष का दृष्टान्त 
आत्मा कै अद्रय का निरूपणःईख के रस के अनेक भेदोंका 


ष्टान्त 

दूसरे दर्शनों मे स्वीकृत आत्म-स्वरूप का खण्डन 

भ्रान्ति का निरूपणःरस्सी मे साँपका दृष्टान्त 

धर्माधर्म, स्वर्भनरक, जन्ममृत्यु, सुखदुःख, वर्णाश्रमादि 
की ्रमल्पता 

भ्रान्ति की उत्पत्ति, आत्मा मेँ अनात्मवृद्धि 

भ्रान्ति क्रा दूसरा रूप, अनात्मा मे आत्मबुद्धिः दो उपमान 
भ्रान्तिके द्वारा आत्मा का बन्धन जसे कि मायावी द्वारा 
अपनी मायासे 

बन्धन ओर मोक्ष का खे, शिवका स्वे।तत्व्य है 

सृष्टि, स्थिति, संहार, अथवा जागरण स्वप्न ओर सुषुप्ति 
की तीन अवस्थां की तुरीय अवस्था में स्थिति 

चारों अवस्थाओं का निरूपण 

मायाविकासें से परम पुरुष अच्कूता रहता दै, जसेकि 

धृल आदि से अकाश 

परमार्थतः अभेद होने पर भी जीवों का परस्पर भेदः 
उपाधियों के मेद से आकाश के भेद का दृष्टान्त 

जीवों की अवस्थां का दिव में परमार्थतः अभाव 
द्विविध भ्रान्ति का िव-स्वातन्व्य से विदलन 

श्रान्तिका निराकरण करने के बाद योगी शिव 

हयो जाता है अतः कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता 
अदरेतभावना से प्रथिवी, प्रकृति तथा माया की शुद्ध सदरूपता 
मेद की असत्यता : स्वर्णाठंकारों का दृष्टान्त 

शुद्ध ब्रह्य का प्रकाशात्मिका शक्ति में विश्राम 


इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्तियों से शून्य जाकाशकुसुम 
के समान कः 
शांभव पद मे समावेश 


पाच यक्तियों के प्रसार से त्रिविध अंड की सृष्टि 
अहंतत्व ही शक्तिचक्रयन्त्र का चालक है 

उसी मे विश्व प्रकाशमान है, जैसे कि घटादि दपेण में 
उसी से विदेव का प्रसार जैसे किप्रमाताके स्वप्न 





५, 


२६ 
२७ 


२८ 


२९ 
३० 
३१ 


३२ 
३३ 


४ 
३५ 


३६ 
३७ 


३८ 
३९ 


४१ 


४२ 
४२ 
॥#; 


४५ 
४६ 


४७ 
५० 


५२ 
५३ 


५७ 


५८ 
६० 
६१ 


६१ 
६३ 
६३ 
६४ 


६५ 
६६ 


६७ 
६८ 


(1, 


( ‰£ ) 


अहंतत्व की विदवरूपता 
अहंतव ही द्रष्टा, श्रोता, घ्राता एवं निरिनद्रय कर्ता 


योगी का ब्रहम मे लयः जसे सल्लका सक्िलिमेया 
क्षीर्‌ 5 क्षीर में 
तचो को शिवमय जान लेने पर शोक ओौर मोह की निवृत्ति 


मिथ्याज्ञान के संगदोषसे ही कर्मफल की 

प्राप्ति जैसेक्रिचोरकेसंगसे चौर समज्ञा जाना 

अविद्या की उपासना से जन्म एवं मृत्यु 

विज्ञान की अग्निसे तूल की तरह कमं का विनाश 

ज्ञान के अनन्तर कर्म फलवान्‌ नहीं होता 

मरविमुक्तं आत्मा संसार को अंकरुंरित नहीं करती जंसे कि 
छिलकों से जन्य बीज 

ज्ञानी को हेय ओर उपादेय, भय ओौर शोक कुं नहीं होता 
भ के परिशीलन से अपूर्णेता आदि दोष 


नहीं अते 

स्वशक्ति की अभिव्यक्ति मोक्षद 

परानुग्रह के लियि शरीर धारण करने पर भी मुक्त 
ज्ञानाग्निसे दग्ध कर्मं बीज की भांति फलवान्‌ नहीं होता 
चितिशक्ति का संकोच का कारण देहाभिमान 
आत्मस्वरूप 

ज्ञानी का कायं फलवान्‌ नहीं होता : यज्ञ का दृष्टान्त 
आत्मज्योति में हवन से ज्योतिर्मयता 

जीवन्मुक्त का भोजन छादन आदि 

जीवन्मुक्त पुण्य ओर पाप से अस्पृष्ट रहता है 

जीवन्मुक्त की जड की तरह जीवन चर्था : तथा 
मदहर्षादि, स्तोत्र तथा वषट्कार का परित्याग 

भेद पर आधृत मदादि अद्रयज्ञान से उत्पन्न नहीं होते 
स्तुति हवन आदि भी द्वैतमूलक हैँ 

शरीर ही देवमन्दिर हैः एक रूपक 

शरीर-मन्दिर में जीवन्मुक्त द्वारा आत्मदेवताका पूजन 
चेतना की अग्निमेंद्रैत की आहुति सहज होम है 
विचिव्रहूपों की सृष्टिही ध्यान है 

जप का स्वरूप तत्त्वकल्पना तथा इद्धियादि को निरन्तर 
अन्त्बोधिमे लगाना 


४९ . ६८ 
५० ५४ 
५१... -५द 
"५१. _ र 
५३ ७३ 
#॥ 1 ७४ 
५५. ७५ 
५६ ७५ 
५७ ७९६ 
५८ ७७ 
५९ ७८ 
६० ७९ 
+ भ, 
&र ` धीर 
६३ ८३ 
६४-६६ ८४ 
६७ ८६ 
६८ ८७ 
६९ 44 
७० ८९ 
७१ ९० 
७१7 
७३ ९१ 
७४ ९२ 
७५ ¦ दद 
७ ९५४ 
७७ ९५ 
इट - 59 


त = = ज क 


क 








| धरे } 


समदुष्टि तथा संवित्‌ को विश्वद्मशान में निरत तथा शरीर 


` को खट्वांग मानना व्रतहै ७९: ` 48 
यह व्रत दुलभ ओर सुलभ है : मदिर आस्वाद ^ अ. 
महेश्वर की प्राप्ति से प्रमातृत्व का प्रकाशन अतः जीवन 
की चरिता्थेता १ ९०१ 
मृक्ति का अधिकार सभी ( ज्ञानी )कोहै ८२ १०१ 
जीवन्मुक्त द्वारा शरीर का परित्याग कहीं भी हो सकताहै ८३ १०२ 
तीर्थादि के आश्रयण की अथंहीनता ८४ १०५ 
मृक्तात्मा के शरीरधारण करने पर भी देहादिधर्मो से बन्धन 
नहीं : भूसी से अरग किये हुये चावल का दृष्टान्त ८५-८६ १०६ 
देह उपाधि से रहित होने पर परमाथे-स्वरूपताः जेसेकरि 
मलिन मणि स्वच्छ होने पर ८७-८८ १०७ 
स्वगे, नरक या मनुष्यत्व प्राचीन संस्कारोसेही द न्क 

अन्तकाल : पुरानी स्थिति का परिचायक २ नि 


पशु पक्षी आदि का भी शिव-बोध एवं आत्मस्थिति कौ प्राप्ति ९१ १११ 
वासना के अनुसार शरीरान्तर-प्राप्ति की भांति ज्ञानके 


अनुसार आत्मानुभव ९२-९३ ११२ 
शरीरके विविध भोग ५५११३ 
किन्तु इससे ज्ञान से च्युति नहीं होती ^ + 
शक्तिपात से शीघ्र शिवत्व का काभः अक्रम मृक्ति ९६ ११५ 
शक्तिपात के भेद से क्रममृक्ति ५ ति ॥ 1 
योगश्रष्ट ९८-९९ ११७ 
योगभ्रष्ट द्वारा सुरलोकादिकाभोग १०० ११८ 
एवं उसका देवताओं द्रारा आदर : जंसेकि चक्रवर्ती का 

प्रजाद्रारा १०१. -- 
भोग के अनन्तर मनुष्य योनि में सिद्धि प्राप्त कर अमृत 

की प्राप्ति १०२ ११९ 
परमार्थ-साधना की महत्ता १०३ १२० 
अभिनवगुप्त द्वारा प्रतिपादित परब्रह्म के ध्यान से शिवत्व 

की प्राप्ति १०४ १२१ 
ग्रन्थ का परिमाण तथा कर्ता १०५ १२२ 





।॥ ॐ नमश्चिदात्मपरमा्थंवपुषे ॥ 


परमाथतार 


( योगराजङृत विवृति का सटिप्पण हिन्द अनुवाद ) 


परं परस्थं गहनाद्‌ अनादिम्‌ 

एकं विक्षिष्टं बहुधा गुहासु । 
सर्वाल्यं सवं चराचरस्थं 

त्वामेव श्भ्भुः शरणं प्रपद्ये ॥ १॥ 


कारिकार्थ-पूर्ण, गहन ( माया } से परे स्थित, अनादि, एकः, 
्रनेक रूपों से गुहाओं ( प्रमाताओं ) में प्रविष्ट, समी के विधान्तिस्थान 
समग्र चराचर में व्याप्त शम्भु तुम्हारी ही शरण ग्रहण करता हूं ॥ १॥ 


विवत्यथं--इस मंगलपद्य मे परमेरवर के प्रति प्रवणता का प्रति- 
पादन है, जो वस्तुतः परिमित प्रमातृ-भाव को छोडकर चिदानन्दघन 
स्वात्मदेवता मे समावेश ही दै । इसीच्यि शम्भु की शरण ग्रहण करने का 
अभिप्राय स्वात्मदेवताकार के साथ समावेश का आपादनदहै। प्ूणै'का 
अथं है चिद्‌ आनन्द, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया शक्तियो से सम्पन्न तथा 
अनुत्तरस्वरूप । शिव से लेकर विद्यातत्त्व तक का शुद्धाध्वा कहकाता है 
तथा मायासे प्रारम्भ कर पृथ्वी पर्यन्त अशुद्ध अध्वा, जिसे यहां "गहनः 
शब्द से बताया गया है। शम्भु मायीय (अशुद्ध) अध्वामें स्थितन 
होकर सवेदा शुद्धाध्वा मेँ अवस्थित रहता टै अतः जसे गहन ( माया ) 
से परे स्थित कहा गयाहै। इस स्वरूप में सदा स्थित रहने पर भी वह॒ 
स्वेच्छा से तत्तत्‌ रूपों को धारण करता रहता है तथापि उसका पूणैत्व 
विनष्ट नहीं होता । इम प्रसंग मे स्पन्दकारिका ( १।३ ) की यह उक्ति 
उल्टेख्य है : "परम तत्व से एकाकार जाग्रत्‌ जादि भेदो के रहने पर भी 
वह्‌ अपने ज्ञातू-स्वरूप से च्युत नहीं होता ।' 

समग्र प्रतीतियों का प्रमाता क्रिवा अनुभविता होने के कारण शम्भु 
'अनादि' है। किसी भी प्रतीति (ज्ञान) का तव तक अस्तित्व नहीं 
स्वीकारा जा सकता जब तक प्रमाता या ज्ञाता स्वयं सिद्धनदो। प्रमाता ` 











२ परमा्थसार 


की पू्व॑ताके वगैर प्रतीति या अनुभव सिद्ध ही नहीं होता इसल्यि शम्भू 
को समग्र प्रतीतियों का स्वतःसिद्ध अनुभविता होने के कारण अनादि 
कहा गया है। वह 'एक' है क्योकि समग्र भेद प्रपंच चित्‌ के साथ एकाकार 
होकर ही प्रतिभात होतादै। सभी भेदोंकी चित्‌ के साथ एकात्मता 
होने के कारण परम तत्त्व को एक ही स्वीकारना होगा । एक होने पर 
भरी परम तत्तव अपनी स्वातन्त्य शक्तिसे विभिन्न प्रमाताओं (जैसे कि 
सद्र, कषेत्रज्ञ आदि ) की अन्तर्गृहा में अन्तर्यामी बनकर अवस्थित रहता है। 
वह चेतन होकर भी स्वयं जड़ एवं चेतन का पार्थंक्य स्वेच्छा से उद्धासित 
कर नट की भांति अनेक प्रमाताओंके रूपमे प्रकाशित होतादहै ओौर 
अन्ततः उन सभी प्रमाताओं का आल्यया विश्रान्ति-स्थानहै। यह्‌ जो 
कुछ भी चराचर विश्व है उसकी परम तत्त्व से अतिरिक्त स्थिति ही 
नहीं है, वही हस सारे विश्व का कर्ता है अतः सवत्मिक है। वही परम 
प्रमाता ग्राहक ओर ग्राह्य, भोक्ता ओर भोग्य, द्रष्टा ओर दुर्य के रूपमे 
निरन्तर प्रकाशमान है :-- 


“भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः ।"' (स्पन्दकारि का ३।२) । 
( वह परमतत्त्व भोक्ता होकर ही भोग्य रूप में सदा सवत्र 
स्थितहै)।॥१॥ 


गर्भाधिवासपुवंकमरणान्तकदुःखचक्रविश्नान्तः । 
आधारं भगवन्तं शिष्यः पप्रच्छ परमार्थम्‌ ।॥ २॥ 
आधारकारिकाभिः तं गरुरभिभाषते स्म तत्सारम्‌ । 
कथयत्यभिनवयुप्तः क्ञिवकशास्नहश्ियोगेन ॥ ३ ॥ 


कारिकार्थं --गभं में अवस्थिति से लेकर मरण तक के दुःखचक्र 
से विश्ान्त शिष्यने आधार मगवान्‌ से परताथं पुदा।॥२॥ 


उसे अभिनवगुप्त गुरु ने श्राधार कारिकाओं के द्वारा उस (परमाथ) 
कासार शिवशासन दष्ट के अनुसार बताया।३॥ 


विवृत्यथं - “आधार भगवान्‌" अर्थात्‌ शेषमूनि अथवा अनन्तनाथ ने 
सांस्यशास्व्ोक्त प्रकृतिपुरुष के विवेक-ज्ञान के दारा पर्रह्य की प्राप्ति का 
उपाय सुयोग्य शिष्य को परमार्थसार नामकं ग्रन्थ मे, जिसका दूसरा नाम 
आधारकारिका दै, बताया था। उसी ब्रह्मोपदेश का प्रतिपादन परमाद्रय 
श्ैवसिद्धान्तं कै अनुसार गुरु अभिनवगुप्त, अभिनव अर्थात्‌ अलौकिक 


& विरति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ४ 


चिच्चमत्कार के रहस्य से युक्त, ने उस परम अथं के नवनीत समान 
उपदेश को परानुग्रह ॐ ल्थि यहाँ बताया है) इस युगलक में अनुबन्ध- 
चतुष्टय -अधिकारी, विषय, सम्बन्ध, तथा प्रोजन का भौ प्रतिपादन है । 
परमार्थसार को ग्रहण करने का वही शिष्य अधिकारी है जो, गभंसे 
लेकर मरण तक होने वाके ६ प्रकारके विकारो ( जाति, सत्ता, वृद्धि 
विपरिणाम, अपकषय तथा विनाश ) के चक्रमे संसरण स्वभावके कारण 
आविर्भृत ओौर तिरोभूत होता रहा है, जिसे प्राक्‌ जन्मादि का बोध-स्मरण 
होताहै, जो विरागी है तथा जिसके हृदय को परमेइवर के अनुग्रहने 
अनुविद्ध किया है, जिसमें सम्यग्‌ ज्ञान उत्पन्न होने के कारण उपदेश-पात्रता 
आई दै, वही परमेश्वरस्वरूप गुर को प्राप्त कर परमाद्रय ज्ञान की इच्छा 
कर सक्ता है तथा वही गुरुद्रारा उपदेशका पाव्रहै'। जेसाकि कहा 
गयाहै:-- 

(शक्तिपात के बलसे ही सदगुरुकी प्राप्ति होती हैः।' तथा- 
(उसे परमज्ञान दिया जाता है तथा उसकी क्मवासना क्षीण हो 
जाती है' ।।२-३॥ 

विविध वैचिव्यसे परिपूणं इस जगत्‌ के संयोजन-वियोजन का 
विधायक परमेदवर का निरतिशय स्वातन्त्य हीदहै। यह्‌ विव उसीकी 
राक्ति कः विकास है जो चार पिण्डों (अण्डो ) मे विभक्त है :- 


निजन्ञक्तिवेभवभराद्‌ अण्डचतुष्टयमिदं विभागेन । 
शक्तिर्माया प्रकृतिः पृथ्वी चेति प्रभावितं प्रभुणा ॥ ४॥ 








१. तुऽ, अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदांगत्वेनापाततोऽधिगताखिख्वेदार्थोऽ- 
स्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवजंनपुरस्सरं नित्यनैमित्तिकप्राय- 
श्ित्तोपासनानुष्ठानेन निरगतनि खिलकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्तः साधन- 
चतुष्टयसंपन्नः प्रमाता । -- वेदान्तसार, प° ३ 

२. अयमधिकारी जननमरणादिसंसा रानलतप्तौ दीप्तशिरा जकराशिमिवोपहारपाणिः 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसृत्य तमनुसरति "तद्विज्ञानार्थं स॒गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌! । ( मृण्ड० १।२।१२। ) । 

- वेदान्तसार, प° १८ 
गुरु की आवरयकता के लियि उपनिषद्राक्य उल्लेखनीय है : 
(अ) शाच्नज्ञोऽपि स्वातन्त्येण ब्रह्यज्ञानान्वेषणं न कुर्यात्‌ । 
-- मुण्डकोपनिषद्‌, १-२-१२ 
(व) आचार्यवान्‌ पुरुषौ वेद । -- छान्दोग्योपनिषद्‌, ६-१४-२ 














































& 


कारिकार्थ-- अपनी शक्तियों के वेभव-समद्रेक से महेश्वर दारा 
शक्ति माया, प्रकृति तथा पृथ्वी इन चार अण्डोंको विभागशः प्रकाशित 
किया गयाहे।। ४॥ 

विवत्यर्थ -चिदानन्दैकघन स्वतन्त्र भगवान्‌ महेश्वर विश्व का 
आच्छादक होने के कारण कोशषरूप मे वस्तु के पिण्डभ्रूत इस अण्डचतुष्टय 
को प्रकाशित करता है । वस्तुपिण्ड अण्ड कहलाता है, अण्डसंज्ञा आच्छा- 
दक तथा कोश होनेके कारणदी ग्ईटहै। संसार का प्रकाशन अथवा 
निर्माण महेदवर अपनी असाधारण इच्छा आदि शक्तिममूह के विचित्र 
प्रतार के समूद्रेक से करते हँ । भगवान्‌ की अपनी शक्तियो का विकास- 
स्फार ही वस्तुतः जगत्‌ का निर्माणहै। जेप्ाकि श्रीसवेमंगलाशास्त्रमें 
कहा गया है :- 

“दो पदाथ ह--शक्ति तथा शक्तिमान्‌ । समग्र जगत्‌ इस ( महेश्वर ) 
की शक्तियाँ हैँ भौर शक्तिमान्‌ है परमेश्वर ।'' 

यह विश्व चार अण्डो मे विभक्त है। वे चार अण्ड शक्ति, 
माया, प्रकृति तथा पृथ्वी । वस्तु का आच्छादक आवरक ) बनकर 
धने वाका अण्ड कहलाता है । स्वस्वरूप का अपोहन करने वारी आत्म- 
तत्व की अस्यातिमयी तथा निषेधव्यापारलू्पा पारमेश्वरी शक्ति जब 
प्रमातृ-प्रमेयल्प इस विर्व की ( जिसका सार परम अहंता है ) आच्छादिका 
बनती है तो शक्त्यण्ड कहकाता है । 

सदारिव, ईङ्वर, सद्विद्या तक के तत्त्व इस शक्तयण्ड के अन्तर्गत 
आते हैँ तथा जेष तीन अ!दिभी इपी अण्ड मे गर्भित रहते हैँ । इस शक्त्यण्ड 
के अधिपति स्वयं पदाशिव तथा ईङवर हैँ । 

दूसरा है माया नामक अण्ड ( अर्थात्‌ मायाण्ड ) | आणव, कामं तथा 
मायीयः इन त्रिविध मखोंसे लक्षित यह अण्ड मोहूप्रधान रहै, एवं भेद- 
प्रधान होने के कारण सभी प्रमाताओं के लिये बन्धन-रूप है । पुरुषपयेन्त 
तत्तव इसी अण्ड के अन्तर्गत है। शेष दो अण्ड इसमें गर्भित हैँ । इस अण्ड 
का अधिपति है रुद्र जिसको गहन' नामसेजानाजाताहै। 





१. मलोके सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी र४्वीं कारिका के अन्तर्गत देखिये । 
यहाँ तन्त्रालोक का यह्‌ रोक उल्टेव्य है :-- 
देवादीनां च सर्वेषां भाविनां विविधं मलम्‌ । 
तथापि कार्ममेवैकं मृख्यं संसारकारणम्‌ ॥ ^ ` 
"=तरन्रालोक, ६-५६ 





योगराजकृत विवृतिं का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ३ 


जब सत्त्वरजस्तमोमयी प्रकृति काये तथा करण ( अन्तः करण 
तथा इन्दरियादि ) केरूप मेँ परिणत होकर, पु-परमाताओं के च्य 
भोग्यरूपा तथा सुख-दूःख ओौर मोह के रूपमे बन्धयित्री होती है तो 
प्रकृत्यण्ड कहलाता है । इस अण्डका अधिपति है महाविभूति श्रीभगवान्‌ 
विष्णु जो भेदप्रधान है । 

पृथिव्यण्ड वह कहलाता है जव मनुष्यसे लेकर स्थावर तकके 
परमाताओं के लिये पृथ्वी प्रत्येक प्रकार का रूप ग्रहण कर स्थूल कचुक के 
रूप में बन्धन बनती है । इस प्रृथिव्यण्ड पे भूतसगं चौदह प्रकारः का है। 
इसका प्रधान अधिपति ब्रह्मा है ।। ४॥ 


< 


इसी अण्डचतुष्टय के अन्तगत भोक्ता एवं भोग्य का विव अन्तर्भूत 


है जिसका निरूपण अगरी कारिका मेदहै:- 
तच्नान्तप्रिदवमिदं विचित्रतनु-करण-भुवनसंतानम्‌ । 
भोक्ता च तत्र देही शिव एव गृहीतपलुभावः ।। ५ ॥ 


कारिका्थ-इन्हीं ( चार अण्डं) के अन्तर्गत विचित्र आकारो, 
इन्द्रियो तथा भुवनो के अविरत प्रवाहं में यह विश्व समाहित रै । इसमें 
भोक्ता ह देहौ जो पशुभाव को ग्रहण करने वाला शिवहीहै\\ ५॥ 


विवत्यर्थ-आगमों में प्रसिढ इन्हीं चार ( शक्ति, माया, प्रकृति 
तथा पृथिवी नामक ) अण्डो मे यह्‌ विद्व विद्यमान है। इस विव के 
रुद्र, क्षेत्रज्ञके भेदोमे अनेक मुख, हस्त, पाद आदि की रचनाओंके 
आकारै जो अपनी विशिष्ट संस्थितिसे आइवचर्य जनक हैँ । इसी प्रकार 
विलक्षण चक्षुरादि इन्द्रियां हैँ । जैसे कि रुद्रप्रताता की इन्द्रियां निरतिशय 
तथा सर्वज्ञत्व आदि गुणगणों से युक्त हैँ जिनसे उन्हें सब कुछ का ज्ञान 


नि 
१. सांख्यकारिकाकार ने भी चौदह प्रकार के भौतिक सर्गं को मानाटै--आठ प्रकार 
की दैव, पाँच प्रकार की तिर्यक्‌ तथा एक प्रकार की मानुषी सृष्टि । इस प्रकार 
संक्षेप मे चौदह प्रकार की भौतिक सृष्टि: 
अष्टविकल्पो दैवस्तैयंम्योनिश्च पधा भवति । 
मानुष्यदचैकविधः समासतो भौतिकः सगं: ॥। 
-- सांख्यकारिका, ५३॥ 


तुर अष्टभेदान्‌ सुरान्‌ कृत्वा तिर्यग्योनि च पंचधा । 
मनुष्यानेकभेदांदच मृष्टिमिवं ससर्ज ह ॥ 
अवन्ती क्ेत्र° २।३१ 


दे° वायुपुराण ९।४०., ब्रह्माण्डपुराण १।८।४९, देवीपुराण १०।२।७ 











1 परमार्थसार 


एक साथएक क्षणमेंहीहो जातादहै। किन्तुक्षेत्रज्ञ की इन्द्रियां उतनी 
समथ नहीं है, उनके ज्ञान एवं निर्माण की शक्ति सीमितदहै। परमेदवर 
की नियतिशक्ति से नियमित होनेके कारणवे केवल घटादि पदार्थोका 
ही ज्ञान प्राप्तकर सकती । इन क्षेत्रज्प्रमाताओंमें भीजो योगी 
उनके करण अधिक समर्थं हँ । क्योकि नियतिशक्ति को पार कर सकने 
के कारण दुर, व्यवहित तथा विप्रकृष्ट ( अत्तीत ओर अनागत ) को योगी 
की इन्द्रियां माप सकती हँ तथा दूसरे प्रमाता के सुख-दुःखका भी अनुभव 
कर सकती है । इसी प्रकार पक्षियों की इन्द्रियां नियत शक्ति वाली होने 
पर भी मनुष्यो की अपेक्षा अधिक समर्थं होती हैँ। उदाह्रणके व्यि 
गौं अपने व्यवहित घरकोभी देखलेतीरहै, घोड़े रातमेंभी मागेषपा 
लेते, गृध्रसौ योजनतकके मांस कोभी सुंघलेते दँ । पक्षी, मक्खी 
तथा मच्छर तक आकाशमें विहार करते दहै, सरीसृप छातीसे रास्तातं 
करते टँ ओर आंख सेशब्द सुनलेतेैः ऊंटदूरके गडु से भी अपनी 
सांससेसपको खींचल्ेतेहैँ। इसप्रकारसे इन्द्रियवेचिव्यकेओरभी 
उदाहरण समज्ञे जा सकते ैँ। इस विर्वके आगमप्रसिद्ध भुवन भी 
वतुं ल, त्रिकोण, चतुष्कोण, अर्धचन्द्र तथा छत्र आदि विचित्र आकारोंके 
हैँ । इस प्रकार इस विइव में अनेक विचित्र आकार, इन्द्रिय तथा भुवनो की 
श्युखला है । इस तरह के भोग्य विद्व का भोक्ता भी अवश्य होना चाहिये । 
वह भोक्ता पञुप्रमाता कहलाता हैजो सुखदुःखादि का अनुभविताहै, 
सुख-दृःखादिस्वभाव काटहै, शरीरी है तथा उसका तीन मलोसे आविद्ध 
शरीर भोगका आयतनदटहै। यह्‌ भोक्ता वस्तुतः शिव से भिन्न नहींहै। 
जेसाकि कहा है :- 

“ब्रह्म का अंश भी सर्वात्मक, सवत्तीणं तथा विकत्पो से परे हैँ ।।" 
तथा- १ 
“प्रत्येक तत्त्व मे छढ्नीसों तत्तव हैँ ।'' इस प्रकार एक ही महाप्रकाश 
परमेरवर प्रमाता अपनी शक्तियों से युक्त होकर स्वत्मितया प्रकाशित 
होता है। उससे भिन्न जोभी होगा वह अप्रकाश होगा ओर उसका 
अस्तित्व मान भी लियातो प्रकाशमानतान होनेके कारण अस्तित्व 

निशचितहोहीन सकेगा" जो भी प्रकाशित होता रहै वह परब्रह्यके साथ 





१. प्रकारा ओर सत्ता एका्थक हैँ । महेश्वर ही महाप्रकाश है । उससे भिन्न किसी 
की कल्पना अप्रकाश की कल्पना करना होगा । अप्रकाश अनस्तित्व है, प्रकाश 
ही अस्तित्व है । दस प्रकार चित्‌ ओर सत्‌ पर्यय । अचित्‌ या अप्रकाश 
असत्‌ ही होगा । 


यौगराजजरत विति का सरिप्पण हिन्दी अनुवाद ७ 


एकात्म होकर ही प्रकादित होता है । भोक्ता ओर भोग्य का मेद भी उसी 
ष्टि से उत्पन्न है' । पञयु-प्रमाता या भोक्ता ( अर्थात्‌ शरीरी यादेही) 
चिदानन्दैकघन, स्वातन्त्यस्वभाव शिवहीहै जो अपने स्वर्पकरा गोपन 
कर स्वेच्छासे नट के समान देह-प्रमाताकी भूमिका ग्रहण करताहै, 
सुखदुःखादिमय स्वयं-निमिन इस भोग्य भूमिम वही भोक्ता यादेही कहा 
जातादहै, जो पानीय हो जनेके कारण पञ्च है। वह भगवान्‌ शिवदही 
विलौनेकी तरह प्रमाता ओरप्रमेयके रूपमे भोक्ता ओर भोग्य का 
निर्माण करता है जिसके आधार पर भेदका व्यवहार प्रारम्भ होता है। 
यह्‌ परमेदवर का निरतिशय स्वातन्व्य ही है कि वह्‌ चिदानन्दघन अपनी 
पू्णस्वरूपता का परित्याग कर भोक्ता ओर भोग्यस्वहूप पलुभाव को पाकर 
भी सभी प्रमाताओं में अनुभविता के रूप में स्वात्मप्रतिष्ठित रहता है । 

एक चेतन प्रमाता को मा्यादकृत प्रमातृ-प्रमेय-वेचित्य के हारा 
नानात्व के कारण अनेक हौ जाने पर भी, एक कंसे कटा जा सक्ता है? 
नानात्व ओर एकत्व तो परस्पर विरुद, ओर यदि ( वह स्वभावतः ) 
एक ही हैतो नानारूप कंसेहो सक्ताहै। एक ओरनानातो धृूपओौर 
छह की तरह विपरीत दँ । एक ही पदार्थं एकरूप ओर अनेकरूप नहीं हो 
सकता । जंस।कि कहा जाता है : 

“भावों ( पदार्थो )का भेद अथवा भेदकाकारण यही दै कि 
(उनमें) विरुद धर्मो का अध्यास हो अथवा उनके कारण भिन्न दौ" ।।५॥ 





१, शांकरभाष्य के निम्नलिखित अवतरणों से इस विन्दु की तुलना कीजिए: 
उपपद्यत एवायमस्मत्पक्षेऽपि विभागः, एवं लोके दृष्टत्वात्‌ । तथा हि 
समुद्रादुदकातमनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेनवीचीतरंगवृद्वुदादीनामितरेतर- 
विभाग इतरेत रसंइटेषादिलक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते । न च समुद्रादुदकात्मनौ- 
ऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां केनतरंगादीनामितरेतरभावापत्तिर्भवति । न च तेषा- 
मितरेत रभावानापत्तावपि समुद्रात्मनोऽन्यत्वं भवति । एवमिहापि । न च 
भोक्तृभोग्ययोरितरेतरभावापत्तिः, न॒ च परस्माद्‌ ब्रह्मणोऽन्यत्वं भविष्यति । 
ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य ( २-१-६-१४ पर नि° सा० प° १९५-९६.} 
इस सम्बन्ध मे कु वेदान्तवाक्य भी उल्टेखनीय हैँ : 
(क) एेतदात्म्यमिदं स॒ तत्सत्यं सर्वं आत्मा तत्त्वमसि । छान्दोग्य ° €-८-७ 
(ख) इदं सवं यदयमात्मा । बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २-४-६ 
(ग) ब्रह्मं वेदं स्वम । मुण्डकोपनिषद्‌ २-२-११ 
(घ) आत्मैवेदं सर्व॑म्‌ । छान्दोग्य ° ७-२५-२ 
(ड) नेट्‌ नानास्ति किचन । वृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४-४-१९ . ` 

















4 परमार्थसार 


इस प्रसंग में लौकिकं द्ष्टान्त प्रस्तुत करते हुये प्रतिपाद्य के सम्बन्ध 
में युक्ति देते है :- 

नानातविधवर्णानां रूपं धत्ते यथाऽमलः स्फटिकः । 

सुरमायुषपहुपादपरूपत्वं तट दौशोऽपि ।॥ ६ ॥ 


कारिकार्थ- जिस प्रकार निमेल स्फटिक ( मणि | विविध वर्णों का 
रूप ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार महेश्वर मौ देव, मनुष्य, पशु तथा 
पादपके रूपको (धारणकर तेताहै))\६॥ 

विवृत्यथ-स्फटिक मणि एक होने पर भी लाक्षा, नील आदि अनेक 
प्रकार की उपाधियों के विभिन्न वंचित्यसे चित्रित हौ जाती है पर उसकी 
स्फटिकता विनष्ट नहीं होती । विभिन्न विदोषं से चित्रित होने पररभी 
स्फटिक मणि को स्फटिक मणिके रूपमे ही पहिचाना जाता है, केवल यह्‌ 
व्यवहार अवद्य होतादहै कि मणिमें लाक्नादि रंग चमक रहे; पर यह्‌ 
लाक्षादि उपाधि उसमणिको उष॒ तरह नहीं रंग पाती जसे कि किसी 
कपड़े को जिसमे उसका स्वरूप ही विनष्ट हो जाय। मणि की यही 
अमल्ताहै किं उपाधिजनित अकारो को ग्रहण करने पर भी अपने स्वरूप 
मे प्रतिष्ठित रहती है । उसी प्रकार ईइवर स्वतन्त्र, चिदेकघन तथा एक 
रहते हुये भी देव, मनुष्य, पु, पक्षी, स्थावर तक क्षत्रज्ञ आदि अनेक 
स्वयं निरत भेदो को उसी प्रकार अपने से अभिन्न रूपमे धारण कर लेता 
है जैसे कि स्फटिक मणि वणैवैचिव्यको। इस प्रकार इसकी एकता को 
खण्डित करने वाला इससे भिन्न कोई देश, काल आदि नहीं है जिसके 
आधार पर महेरवरमें विरुद्ध धर्मोँकी आक्रान्ति ( अध्यास )का आरोप 
कगाया जा सके। दूसरे दार्शनिक ( बौद्ध ) साक्षात्कारस्वल्प चित्रज्ञान, 
(जो अनेक भेदो से आविष्टहोतादहै) कोभी एक दही मानतेदैँ। जैसा 
कि प्रमाणवाततिक में कहा है- 

“चित्र-विज्ञान मे नीलादि ज्ञान की उपाधि दहै, उस ( ज्ञान) से 
भिन्न नहीं है ( अर्थात्‌ केवल है, } उसका ( ज्ञानसे पृथक्‌ रूप से ) ददन 
असम्भव है, उस (नील) का (पतसे) भेदकरने वाला ( प्रमाता भी) 
अथं (नील) में ही अन्तर्भूत है" ।' 

प्रमाणवात्िक, प्रव्यक्षपरिच्छेद, २२०; 
१. उपर्युक्त कारिका पर मनो रथनन्दि कौ दृति उल्लेवनीय है-- 


अथवा चित्रत्वेऽपि बाह्यमेकं न युक्तम्‌, बुद्धिस्तु चिव्राप्येकैवेति दर्शयितु- 
माह--नीलादिदिचत्रे ज्ञान ज्ञानोपाधिरनुभवस्यात्मभूतः । अनन्यभाक्‌ आकारान्तर- 


योगराजछृत विरति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ९ 


सवतः पूणं, ज्ञाता, चिद्रपु तथा स्वतन्त्र शिवके व्िदेश ओर 
काल (जो कि मूततिवैचित्र्य तथा क्रियावेचिव्य मात्र है)" भेदक नहीं 
बन सक्ते। देश एवं काल की यदि सवित्‌ से भिन्न स्थिति होती तभी 
इनके आधार पर विरुद्धर्मध्यास की संभावना की जा सकती थी । पर 
इन दोनो की सत्ता की सिद्धि संवित्‌ के प्रकाश पर ही निर्भर है अतः 
सिद्ध है कि अनेकष्वभाव होने पर भी चिन्मूति महश्वरणएक हीहै। भेदों 
को वास्तविक मानलेनेपरतो विरुद्ध धर्मो की आक्रान्तिसे छृटकारा 
संभव ही नहीं होगा ।॥६॥ 


संवित्स्वरूप प्रमाता को एक ही माना गया है। वही अनेक 
आकारादि ग्रहण करके अनेक बन जातादहै, एेसी स्थिति में यह्‌ शंका उठ 
सकती है कि आकारादि के विनष्ट होने पर प्रमाता विनष्ट ओर उत्पन्न 
होने पर उत्पन्न होगा ? इस प्रकार शिव प्रत्येक प्रमातामें ६ प्रकारके 
जाति, सत्ता आदि भावविकारोंसे भिन्न बनेगा तथा विभिन्न प्रकारके 
पुण्यपापादि रूप कर्मोसे इस शिव कोस्वरगे, नरक्रादि भोग प्राप्त होगा 
फिर भला यह्‌ कंसे कहा जा सकता है कि शिव स्वस्वरूपमें ही अवस्थित 
रहता है ? उदाहरण के दवारा उपयुक्त शंका का समाधान प्रस्तुत करते हैः- 


गच्छति गच्छति जल इव हिमकर बिम्बं स्थिते स्थिति याति । 
तनु-करण-भुवनवगें तथ।ऽयमात्मा  महैश्ञानः ।\ ७ ॥ 


सहचरः केवल इत्यथः । ताद्गोऽशक्यदशंनः सहैवाका रान्तरवेदननियमात्‌ । न 
हि चित्रे विज्ञाने समृत्पन्ने नीलं निरस्य पीतं शक्यद्ंनम्‌ । तस्मादशक्यंविवे- 
चनत्वं तुल्ययोगक्षेमत्वं सहप्रतिभासनियतत्वं ज्ञानात्मनां नीलादीनामेकत्वम्‌ 
बाह्यात्मनां तु नैतत्‌ सम्भवति, एकं पिधायापि द्रष्टुमन्यस्य शक्यत्वात्‌ । 

ननु ज्ञानाकारोऽपि नीलः पीतानुभवकालटे यदा नानुभूयते, तदा शक्यविवेचन 
एव ? इत्याह्‌-- तमनुशूयमानात्‌ पीतात्‌ विवेचयन्‌ भेदेन व्यवस्थापयन्‌ प्रमाता 
अथं एव नीले पतति विवेचकंत्वेन । परोक्नं तदा नीलमथं एव । अपरोक्षतैव तु 
ज्ञानस्वभावः । अतो यद्‌ विविच्यते तदज्ञानम्‌ । यज्जानं तन्न विविच्यत एव । 


मनोरथनन्दिदृत्ति, प्रमाणवातिक, पृ ° १६६ बौद्धभारती वाराणसी, १९६८ 
१. मूतिर्व॑चिच्यतो देशक्रममाभासयत्यसौ । 
क्रियावचित्यनिर्भासात्कालक्रममपीदवरः ॥ 
--रईदवर्रत्यभिज्ञाविमरिनी, २, १, ५, ( भास्करी, खण्ड २ पृ १६] 








१० परमार्थसार 


कारिकार्थ जिस प्रकार चन्द्रबिम्ब जल के चलने पर चलता-सा 
ओर ठह्रने पर ठहूरता-सा है, उसौ प्रकार यह महेश्वर श्रात्मा शरीर 
इन्द्रिय तथा भुवनसमूह में ( व्यवहार करता है )।\ ७॥ 


विवत्यर्थ-- जिस प्रकार जल-प्रवाह के चलने पर चन्द्रबिम्ब, जो 
वस्तुतः आकाशस्थ है, जलप्रवाह में प्रतिबिम्बित होने पर भी स्वयंमें 
अचल है, चलता-सा ओर उसी क्नण दूसरे निश्चल जलाशय मे ठहरा-सा 
सभी लोगों को लगना है जब कि वस्तुतः वह न चलता, न ठहरताहै। 
जओौर न जलगत देशकाल चन्द्रमा के आकाशस्थ स्वरूप को भिन्न बना पाते 
है, केवल जल ही चलता ओर धिरताटै तथा प्रतिबिम्बित चन्द्रबिम्ब 
जलगत चलन ओर स्थिरता के आधार पर चल ओर स्थिर इन भिन्नरूपों 
मे व्यवहृत होता है । पर इस प्रतिबिम्ब के चल यास्थिर दिखाई देने पर 
भी चन्द्रबिम्ब के स्वरूप की, चाहे वहु गंगा के जल मेषड़े याकीचड्‌ 
मे, किसी प्रकारकी हानि नहीं होती । उसी प्रकार यह आत्मा स्वयं द्वारा 
निमित तनु, करण, तथा भूवनषमूह्‌ के प्रक्षीण होने पर प्रक्षीण, तथा 
उत्पन्न होने पर उत्पन्न नहीं होना, माया से व्णामोहित कोगों दवारा उसके 
( आत्मा के ) उत्पन्न होने या मरने की बात केवल व्यवहार भरहै जैसे 
कि जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रके बारेमे चलनेयास्थिर होने की की जाती 
है । वस्तुतः वह॒ आत्मा न उत्पन्न होता है ओर न मरता है। गीतामें 
कहा भी गया है :- 
यह आत्मा कभी न उत्पन्न होता है ओर नमरता है। नयह्‌ 
उत्पन्न होकर फिर अभाव को प्राप्त करता है । यह्‌, अज, नित्य, शाइ्वत 
एवं पुराण दहै तथा शरीरका नाश होने प्र भी नष्ट नहीं होता । 
- भगवद्‌गीता, २-२० 


इस प्रकार यह्‌ आत्मा महैश्वर तथा स्वतन्त्र है। सभी का 
स्वात्मरूप मे प्रत्यवमरडं करना इसका स्वभावहै। सभी प्रमाताओंमें 
यह अनुरभवताकेरूप में विद्यमान है ओौर इसलिये व्रिभिन्न अवस्थाओं 
का विनाश या उत्पत्ति होने पर स्वस्वरूप ही रहता है, ‹ अपने स्वरूप से 
्रच्युत नहीं होता । । यही संवित्‌ तत्त्व का दुर्घट महासामथ्यं है कि वह 
पशुप्रमाताके रूप में विभिन्न स्वगैनरकादि के मार्गो काभोक्ता हाने पर 
भी सर्वानुभविता होने के कारण संवित्स्वरूप ही बना रहता ह । पृण्य- 
पाप, स्वरग-नरक, भूख-प्यास आदि का जो नियत पञुभाव है, वह्‌ तभी 
संभव हो पाता है जब करि महेश्वर अपने स्वल्प से उसे प्रकाशित करते 
है तथा परामृष्ट करते दै, अन्यथा यह पञुभाव निःस्वभाव ( अथवा 


यौगराजकृत विढृति का सरटिप्पण हिन्दी अनुवाद ११्‌ 


सत्ताविहीन ) ही बना रहे । एेसी स्थिति में पशुभाव उस महेश्वर के 
स्वरूप का विनाशक भलाकंसे कहा जा सक्ताहै। जो वस्तु सर्वथा 
निर्मित होती है, वही संहार्यं या समुत्पाद्य होती है जेषे कि देहादि । जो नित्य 
एवं ईशान ( समर्थं या स्वतन्त्र ) चैतन्य है उसकी उत्पत्ति ओर विनाञ्च 
तो कभी संभव ही नहीं। अस्तु, एक ही आत्मा दै जो ग्राह्य एवं ग्राहक 
के रूपमे विविध स्वभाव वाला बनकर पुनः सभीका अनुभविता होनेसे 
सभीमेंएकरूपमें प्रकाशित रहता है ( अर्थात्‌ एक अनेक होकर भी एक 
बना रहता है ) । इस प्रकार अद्वय सिद्धान्त का क्रिसी भी प्रकार विनाश 
नहीं होता 11 ७ ॥। 

यक्ति ओर आगम केद्वारा आत्मा के संबन्ध भें यदि प्रतिपादित 
कियाजातादहै कि विद्व का प्रपंच इतका स्वभावदहै, शुद्ध सवित्‌ इसका 
परमार्थं है तथा उस संवित्‌ की सर्वत्र अनुगति होनिके कारण सभी इसका 
आभास है, तो प्रह्न है कि लोष्ठ ( ढेला, लौदा ) आदि भी उससे भिन्न 
नहीं हतो वेस्वात्माके रूपमे क्योकर प्रतीत नहीं होते ? ओौर यदि 
लोष्टादि भी संवित्स्वल्प हैँ तो लोक में जड़ ओर चेतन कीजो भेद- 
व्यवस्था मानी गई दहै वह संगतदही नहीं रहेगी जब कि लोक-व्यवहार 
जड़-चेतन कै मेद पर आशित है । इसका उत्तर हैः-- 

राहुरहृश्योऽपि यथा शश्शिबिम्बस्यः प्रकाशते तदवतु \ 

स्वंगतोऽप्ययमात्मा विषयाश्नरयणेन धीमुकुरे ।\ ८ ।! 


कारिकार्थं जिस प्रकार दिखाई न पडनेवाला राहु चन्दमा के बिम्ब 
मे स्थित होने पर प्रकाशितिहो जाता है उसो प्रकार यह्‌_ आत्मा समी 
मे रहने पर भी विषय का श्राक्षय लेकर बुद्धिरूपी दपण में ( प्रकाशित 
हो जाताहै)\॥ ८।। 

विवृत्य्थं - आकाशदेश में राहु सवत्र घूमता रहता है पर दिख नहीं 
पाता पर वही जब चन्दरग्रहण के समय चन्द्रमा कीमूति में वै्तादहैतो 
यह्‌ राहु है यह पहिचान लिया जाताहै, ठेसा न होने प्र नक्षत्रचक्र में 
रहता हुआ भी वह्‌ न रहता-सा लगता है । इसी प्रकार यह्‌ आत्मा सभी 
के अन्तरतम मे स्थित होने पर भी सभी केदट्रारा स्वयं के अनुभवकेलूप 
मे प्रत्यक्षतः दिखने पर भी सभी उसे सवत्र नहीं जान पाते । पर जब 
वह्‌ पूरयष्टक)-प्रमाताओं के बुद्धिदर्पण अथवा प्रतिभामूक्रुर्‌ मे प्राह्यके 





१... पूर्यष्टक मेँ विद्यमान चैतन्य पूर्यष्टकप्रमाता कटलाता है । पूरय॑ष्टक आढ भूतादि 
का वाचक है जिनसे शरीर का निर्माण होता है । सनन्दन ने कहा है :-- 














१२ परमार्थसार 


भिन्नतया प्रकाशित रहने पर, शब्दादि विषय के माध्यम से सुनताहू' 
आदिकेरूपमें अहं इस अनुभव का विषय बनता हैतो प्राहक-स्वरूप 
होने के कारण लोष्ठादि में स्थित होने पर भी, स्फटहौ जाता है। उस 
बद्धदर्पण में प्रकाित आत्मा को सभी अपने अनुभव खूपमे जान जाते 
है। यह आत्मा लोष्टादि में भी स्थित है किन्तु उष ( लोष्टादि ) 
के अत्यन्त तमोमय होने के कारण उसमे स्थित होने पर भी अस्थित जसा 
लगता है जैसे कि राहु आकाश में स्थित है फिर भी अस्थित-सा लगता 
है ( दिखाई नहीं पडता ) । यह महेश्वर अपनी मायाशक्ति से स्वात्मस्वरूप 
पदार्थो मे से कुछ पुयष्टक आदि को, जो वस्तुतः वे्यांश ही है, अहं के रस से 
अभिषिक्त करकं प्रमाता बना देताहै ओर कुछ को वे्यवना देताहै 
( जिसमें अहन्ता के रस को पूणेतः अभिषिक्त नदीं करता )। इसी 
आधार पर जड़ ओौर चेतन का भेदव्यवहार बन पाता है। जिससे 
लोष्ठादि तो वेद्य होने के कारण जड़ ओर पूेष्टक प्रमाता वेदक 
( ज्ञाता ) होने के कारण अजड या चेतन कहलाता है ॥ ८ ॥ 

यदि सभी प्रमाताओं की बुद्धि में आत्मा का विना भेदभाव (विशेष) 
केस्फुरणहोतादै तोवे सभी प्रमाता आत्मविद्‌ या आत्मज्ञ क्यों नहीं 





भूतेन्द्रियमनोवुद्धिवासनाकमवायवः । 
अविद्या चाष्टकं प्रोक्तं पुर्ष्टमूपिसत्तर्मः ॥ 
ब्रह्मपुराण मे लिखा दै :-- 
ुर्यष्टकेन ल्गिन प्राणाद्यन स युज्यते । 
तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो मृक्तस्य तेन तु ॥ 
-- मनुस्मृति १-५६९ की कुल्टूकभदरीय टीका मेँ उद्धृत । 
अभिनवगुप्त के अनुसार पूरयष्टक का अथं है :-- 
प्राणडच पूर्यष्टकशब्दवाच्यः, प्राणादिपंचकं वुद्धीन्द्ियवर्गः कर्मेन्द्रिगणो 
निश्चयात्मिका च यतो धीर्व्यज्यते । तन्मात्रपंचकं मनोऽदंवुद्धय इत्यन्ये 
"तन्मात्रोदयरूपेण मनोऽहंवुद्धि- (स्पन्दकारिका ४। १९) इति' भूमिरापोऽनलो- 
(गीता ७ । ४) इति च वदन्तः । 
--ईदवरप्रत्यभिन्ञाविमरिनी, भास्केरी खण्ड, पृष्ठ २६३-६४ 
इस व्याख्या के अनुसार मूलतः पुर्यष्टकं शब्द प्राणका वाचक दै । पचि प्राण 
( प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान ), ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रियं एवं वुद्धि 
एक मतके अनुसार पुरयष्टक है । दूसरे मत के अनुषार पञ्च तन्मात्र (शन्द, 
स्पदौ, रूप, रस, गन्ध ), मन, अहंकार एवं वुद्धि पुरयष्टक् कहलाते है । द्वितीय 
मत स्पन्दकारिका एवं गीता के अनुकूल है । 


योगराजकृत विढ़ृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद १३ 


होते ?--क्योकि कोई भेद तो होता नहीं है । पुनश्च कृ तो संसारावस्था 
मेही अन्यज्ञान से जीवन्मुक्त होकर सवज्ञ तथा स्वंकर्ता बन जातेरहै, 
कुछ दूसरे आत्मज्ञान के योग्य बनकर ( साधन-पथ पर } आरूढ हो जाना 
चाहते ह, पर कुछ एेसे होते हँ जो आत्मज्ञान से रहित है, अतः धमं ओर 
अधर्मके कारण शुभ ओर अशुभकर्मोकं बन्धनसे वेधे रहकर संसारी 
बने रहते है? -यह भेद किस प्रकार संगत है? इस सबका समाधान 
करने के ल्ियि यह प्रतिपादित करते रँ कि परमेश्वर का शक्तिपात 
विश्य खल ( बन्धन रहित } है :- 


आदज्ञं मलरहिते यद्‌ बदनं विभाति तद्द्‌ अयम्‌ । 
क्षिव-ज्ञक्तिपातविमले धीतत्तवे भाति भवरूपः ।\ ९॥ 


कारिकार्थं-नि्भल दर्पण में जिस प्रकार मुख चमकता है उसी 
प्रकार यह प्रकाशस्वरूप ( महैश्वर ) शिव के शक्तिपात से विमल बुद्धितत्त्व 
में प्रकाशित होत है ।, ९ ॥ 

विवुत्यथं -जसे मालिन्य से रहित दर्पण मेँ सामान्य रूपादि गुणगण 
से युक्त मुख चमकता है । कोई भी एेसा देश नटीं है जिसे निर्मल दर्पेण 
न स्वीकारता हो । पर मैच दर्पण मेंमृंह चाहे दूसरों से कितना भी 
अच्छाहो दर्पण की ) मलिनताके कारण टेढा ही दिखता है। मलिन- 
दर्पेण मुख के गुण । सौन्दर्यादि ) को नहीं स्वीकार कर पाता, प्रत्युत 
जिसक्रा मख प्रतिवरिम्वित होता है, वह व्यक्ति मह्‌ कौ मलिनता आदिसे 
(अपने को) युक्त पाकर खुद लजाता है-मेरामृंहट्ढादहै। इसी 
प्रकार लिव की यह्‌ जो आत्मस्वल्पिणी अनुग्रह-शक्ति है उसकी किरणोंके 
स्फार से आणव, मायीय तथा कामं मलों की वासना के प्रक्षीण होनेसे 
विमलीकरृत प्रतिभा ( बुद्धि ) रूपी मूकरुर में प्रकाशस्वरूप तथा परवज्ञत्वादि 
गुण-गणों से युक्त आत्मा इस रूप मे प्रकाशित होता है कि वे आत्मस्वरूप 
के प्रकारसे संसारके बीचमें रहते हये भी मूक्त कं समान तथा वैशिष्ट्य 
से संपन्न होते दँ। कुं प्रमाता एेसे भी होते हैँ जिनके परभेदवर की 
तिरोधानचक्ति कं द्वारा आणव, मायीय तथा कामं मलों से आच्छादित 
बुद्धितत्त्व मेँ प्रकाशस्वरूप आत्मा भासित होने पर भी अनाभासित-सा 
रहना है निससे उन्हे सांषारिक ओौर पञयु कहा जाता है । कुछ एेसे प्रमाता 
होते द जो दोनों (परमेहवर की अनूग्रहु तथा तिरोधान) शक्तियों के योग 
से साधना-पथ पर आरूढ होने की इच्छा रखते हैँ । इस प्रकार परमेइवर 
का शक्तिपात तीव्र, मन्द, मन्दतर आदि अनेक भेदोंसे विचित्र है, इसकी 
वत्पनाकीजा सकती दै । इस ददन कं अनुसार माया केक्षेत्र में आनेवाली 















































परमार्थसार 


नियति शक्ति द्वारा नियमित अश्वमेधादि या जप-ध्यानादि या ओर 
किसी कर्मं को आत्म मृक्तिकाकारण नहीं माना गयादहै। आत्मामाया 
केक्षेत्रसे परे है अतः उष (माया) के अन्तर्गत आनेवालछा कोई भी 
भेदःप्रमूल साधन आत्ममूक्ति का साधन नहीं बन सकता। जसा कि 
गीतामेक्हारहैः:- 

"नवेदोंसे,नतप से, न दान से, ओौर न यज्ञ से देखा जा 
सकता हूं ।'" ( - भगवद्गीता- ११-५३ ) 

अस्तु, एकमात्र परमेदवर का अनुग्रह ही भव्यनुद्धि साधकं कं चयि 
मुक्तिका स्वाभाविक साधन है। जंसाकि कहा है:- 


“"ईहवर के शक्तिपात में, उस ईदवर की ) स्वतन्त्रता का उद्धोष 
करने वारी बुद्धिको जो ( स्वयं परमेश्वर कं ) कतुं त्व से संस्पृष्ट होती 


है, ओर किपी की अपेक्ना नहीं होती ।'' 


१. कर्मादि से निरपेक्ष शिव को अनुग्रहात्मक अन्तःप्रेरणा ही शक्तिपात कहलाता 
है जो प्रमाता को शिव की भक्तिमें एवं मृक्तिमें प्रवृत्त करता है तथा उसके 
स्वरूप का उन्मीलन करता है । शक्तिपात के तीन मृख्य भेदै तीत्र, मध्य 
ओर मन्द । इनमें से प्रत्येक के तीन-तौन भेदै: तीव्र के तीव्र-तीत्र, मध्य 
तीव्र ओर मन्द-तीव्र । इसी प्रकार मध्य ओर मन्दके तीन-तीनमभेदहैँ। ये 
भेद आश्रय या अधिकारी के सामर््यं-भेदसे होते हैँ । निष्काम पर शक्तिपात 

। पर' ओर सकाम पर शक्तिपात (अपर' कहलाता है । उपयुक्त नौ भेदोँमेसे 
प्रत्येक की गति त्वरित, मध्यम जौर मन्द होतीटै, इस प्रकार शक्तिपात के 
२७ भेद माने जते हैँ । शक्तिपात कर्मादि से सर्वथा निरपेक्ष होतादै, इस 
सम्बन्ध मे निम्नांकित उल्लेखनीय है--- 

(क) स्वातन्त्यसारदचासौ परमशिवः शक्तेः पातयिता, इति निरपेक्ष एव 
शक्तिपातो यः स्वरूपप्रथाफलः । --तन्त्रसार, प्रं ११८ 
(ख) इत्थं पुराणशास्त्रादौ शाक्तिः सा पारमेश्वरी । 
निरपेक्षंव कथिता सापेक्षत्वे ह्यनीशता॥ 
--माल्िनीविजयवातिक १.६९८ 
(ग) न चे वाच्यं कस्मिरिचदेव पुंसि शक्तिपात इति । स एव परमेश्वरः तथा 
भातीति सतत्त्वे कोऽसौ पुमान्‌ नाम यददेशेन विषकृता चोदनेयम्‌ । 

। ¦ (चं) रागक्षय, कर्मसाम्य, पुण्यप्रताप, मलपाक, मित्रयोग, भक्तिभाव, सेवा, 
अभ्यास, वासनोदय, संस्कारपाक, मिथ्याज्ञान-क्षय, कर्मसंन्यास, काम्य- 
कर्मपरित्याग, चित्तसाम्य आदि निमित्तसे शक्तिपात कौ मानने पर 

इनके भी निमित्त का अन्वेषण करना होगा, इस प्रकार अनवस्था आदि 


1 


योगराकृत विदृति का सरिप्पण हिन्दी अनुवाद १५ 


परमेश्वर की तिरोध्रान शक्ति ही पशुप्रमाताओं के संसरण का हेतु 
है, जिसे ये (प्रमाता) अपने स्वल्पका भाव्रनरहजानेके कारण शुभा- 
शुभ कर्मोँमें निरत दोकर सुख-दुख रूपभोग के भागी बनते तथा 
बारम्बार संसरण किया करते हँ । अस्तु, प्रमाताओं का आत्मा एक होने 
पर भी प्रकाश तथा अप्रकाश रूपिणी अनुग्रह तथा तिरोधान की शक्तियाँ 
ही मोक्ष एवं बन्धन का कारण दहै। जैसा कि अवधूत सिद्धपाद ने 
कहा हैः- 

"अनन्तशक्ति की एक शक्ति प्रमाता को अप्रतिहत होकर संसारः 
पाशके जालसेर्वाध डाक्तीदैतो दूसरी शक्ति सारे गुणों ( रस्सियो) 
कोज्ञान की तल्वारसे काट कर पुरुषको मोक्ष कीओर अभिमूखकर 
देती है" ।॥ ९॥ 

आगम, अनुभव तथा युक्ति के आधार पर उपर्युक्त विवेचन प्रस्तुत 
कर, जिन चार शक्त्यण्डादिका प्रतिपादन कियाथा उसीके अन्तगंत 
आने वाले क्रमः ३९६ तत्त्वात्मक इस विशव के परम कारण परमशिवके 


स्वरूप को दो कारिकाओं द्रारा बताते है :- 
भ।रूपं परिपूर्णं स्वात्मनि विश्रान्तितो महानन्दम्‌ । 
इच्छासंवित्करणनिर्मरितम्‌ अनन्तश्चक्तिपरिपू्णंम्‌ ॥। १०॥ 
सवंविकल्पविहीनं शुद्धं शान्तं ल्योदयविहोनम्‌ । 
यतु परतत्त्वं तस्मिन्‌ बिभाति षट्‌त्रिशदातेम जगत्‌ ।॥ ११ ॥ 


कारकाथं- प्रकाशस्वरूप, परिपुरं तथा स्वात्मविधान्तिके कारण 
महानन्द, इच्छा, ज्ञान तथा क्रियासे भरा हुआ तथा ( अन्य ) अनन्त 


दोप आ पडेगे । इभल्विे सर्वथा निरपेक्ष रहकर शिव अपने स्वातनत्य से 
अनुग्रह करताटहै, यही मानना उचित है। उपयुक्तं विवेचन मालिनी- 
विजयवातिक १-६८८-६९ मेँ द्रष्टव्य है । 

(डः) शक्तिपात से ही सद्गुरु की प्राति होती है । पारमेश्वरी शक्तिकातिरोभाव 
होने पर असद्गुरु मिलता है-- 
शक्तिपातात्‌ सद्‌गुरुविषया पिपासा भवति । असदृगुरुविषयायां तु तिरो- 
भाव एव । असद्‌ गुरुतस्तु सदृगुरुगमनं शक्तिपातादेव । 

~ तन्त्रसार, प° १२२ 








१६ परमार्थसार 


शक्तियों से पूर्णं सभो विकल्पों! से विरहित, शुद्ध, शान्त, लय भ्रौर 
उदय से विहीन जो परतत्त्वहै उसमे ३६ तत्त्वाट्मक विश्व प्रकाशित 
होता है ॥ १०,११ ॥ 

विवत्यर्थ- यः जो पूरणं शिवतत्त्व है उसी में शिव से लेकर पृथ्वी पयेन्त 
का विर्व विश्रान्त होकर प्रकाशित होता है अर्थात्‌ उस (शिव) से अभिन्न 
होकर ही विव प्रकाशमान है - यह युक्तिसंगत है । जिसमे तनु आदिका 
विस्तार हो वहं तत्तव है, अथवा प्रलय तक तनन ( विस्तार ) कै कारण 
जो तत्‌ है उसी का भाव तत्त्व है, तत्तव कौ इस प्रकार निरुक्ति जाड्य की 
साधक है फिर चिद्रूप परमशिव को तत्व कंसे कटा जा सकता है ?- तत्त्व 
शब्द का प्रयोग उपदश्य व्यक्ति की दृष्टिसे होता है, वस्तुतः उसे ( शिव 
को ) तत्तव नहीं कहा जा सकता । उस परमतत्त्व का क्या स्वरूप है ? 
अर्थात्‌ प्रकाश उसका रूप अर्थात्‌ स्वभाव है, अर्थात्‌ वह ( परम तत्त्व ) 
महाप्रकाशस्वरूप है । परिपूर्णं अर्थात्‌ निराकाक्ष है । स्फटिकमणि, दर्पण 
आदि पदार्थं निराकाक्ष होने पर भी जड होते हैँ अतः परमतत्वको 
शस्वात्मविश्रान्ति के कारण “महानन्दः कहा गया है । स्वात्मा अर्थात्‌ 
स्वभाव-अखण्ड अरहन्ता-चमत्कार कं रस में विश्राम करनेके कारण उसे 
महान्‌ आनन्द या परम निवृति होती है। जड स्फटिकादि मणिसे, जो 
( स्वयं प्रकाश न होकर ) प्रकाश्य होती है, परम आनन्द देनेवाली 








१. विकल्प की व्युत्पत्ति है : 
विविधा कल्पना, विविधत्वेन च शं कितस्य कल्पः अन्यव्यच्छेदनं विकल्पः । 
--ईदवरप्रत्य्भिज्ञाविम शनी, भास्करी खण्ड १, प° २०२॥। 
पर तत्तव के विकल्पविरहित होने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कारिका 
उल्टेखनीय है :-- 
अहंप्रतपवमर्शी यः प्रकाशात्मापि वाग्वपुः । 
नासौ विकल्पः सह्यक्तो याक्षं पी विनिश्चयः । 
--( ईश्वरप्रत्यभभिज्ञाकारिका १-६-१ ) भास्करी खण्ड २ प्र° ३२० 
प्रकाशस्य युद्धसं विद्रपस्य देहादिसंस्पौ नाविलीभूतस्य य॒ आत्मा जीवित- 
भूतः सारस्वभावो विच्छेदशुन्योऽन्तरभ्युपगमकल्पोऽनन्यमृखग्रेक्षित्वरूपस्वातन्त्य- 
विश्रान्तिरूपः अहम्‌ इति प्रत्यवमर्शः असौ विकल्प न भवति । 
२. तत्त्व शब्द की व्युत्पत्ति के छ्य तुलना कीजिए : 
स्वस्मिन्‌ कार्येऽथ धर्मधे यद्वापि स्वसदृग्गुणे । 
आस्ते सामान्यकल्पेन तननाद्‌ व्याप्तृभावतः ॥ 
तत्तत््वम्‌ ^-^" "^" तन्त्रालोक ६, ४-५ 


योगराजकृत विढृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद १७ 


स्पन्दनसारता के कारण उस तत्तव का भेद है । इसलिये उसे “इच्छा, ज्ञान 
तथा क्रियासे भरा हुआ कहा गया है, शान्त ब्रह्म को मानने वालोंकी 
तरह वह शक्तिविहीन अतः जड़ के समान नहीं है । पुनश्च शिव "अनन्त- 
राक्तियों से पूर्णं" है । अनन्त अर्थात्‌ संख्यातीत घटपटादिस्वरूपिणी नाम- 
रूपात्मिका शक्तियाँ, ( जो इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्तियों की पल्लवभूता 
हैँ ) ब्राह्मी आदि शब्दराशि से उत्पन्न होती है, इन शक्तियों से वह सवतः 
परिपूर्णं है । शक्तियाँ उसी शिव से उठकर उसीमें विलीन हो जाती हैं। 
इससे स्पष्ट है करि भगवान्‌ का स्वातन्त्र्य परावाक्‌ स्वरूप दहै। यदिपरम 
तत्तव वागृरूप है तो शब्द से अनुव्रिद्ध होने कं कारण काल्पनिकही होगा 
ओर शुद्ध प्रकाशरूप ( शिव ) में कल्पनाको कंसेमानाजा सकताहै? 
इसी के उत्तरम कटा है कि परमतत्त्व “सभी विकल्पों से विरहित है" । 


१. परम तत्त्व के परावाग्रूप होने के सम्बन्ध में निम्नलिखित अवतरण 
उल्टेखनीय हैँ : 

(क) चितिः प्रत्यवमत्मा परा वाक्‌ स्वरसोदिता । 
स्वातन्त्र्यमेतन्मुख्यं तदैश्वर्यं परमात्मनः ॥ 

( ईदवरप्रत्यभिज्ञाकारिका १-५-१३ ) भास्करी, खण्ड १, पृ° २५० 

(ख) प्रत्यवमर्शंश्च आन्तराभिलाषात्मकशब्दनस्वभावः, तच्च शब्दनं संकेत- 

निरपेक्षमेवा विच्छिन्न चमत्कारात्मकम्‌ अन्तर्मुखरि रोनिर्देशप्रस्यम्‌ अकारा- 

दिमायीयसांकेतिकशब्दजी वितभूतनीकमिदं चे त्रोऽहमित्यादिप्रत्यवमर्शान्तर- 

मितिभूतत्वात्‌, पूर्णत्वात्‌ परा, वक्ति विइवम्‌ अभिलपति प्रत्यवमर्ेन इति 


( वहीं, पृ° २५२-५३ ) 
(ग) सर्वस्य हि मन्व एव हृदयम्‌, मन्त्रश्च विमं नात्मा, विमशनं च परावाक्‌- 


( वहीं, पृ २६३-६४ ) 
(घ) विद्व की वाग्पता के सम्बन्ध मेँ भृ हरि के वाक्यपदीय से निम्नांकित 
कारिकां भी विमशिनीमे (वहीं प° २६५ ) उद्धृत की गई : 
न सोऽस्ति प्रत्ययो कोके यः शब्दानुगमाहते । 
अनुविद्धमिदं ज्ञानं सर्वं शब्देन गम्यते ॥ 
वागूपता चेदुत्क्रामेदवबोधस्य शादवती । 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥ 
सैषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते । 
दूत्क्रान्तौ विसंललोऽयं हश्यते काष्ठग्रुङ्यवत्‌ ।! 














फरमार्थसार 


परम प्रमाता में परम अहन्ता का यह जो चमत्कार ह वह्‌ वागरूप होने 
पर भी निधिक्रल्पहै। विकल्पका स्वरूप दूसरेसे व्यावृत्ति है, जो घट 
तथा अधट दोनों रूपों का आक्षेप करते हये घट को अघट से भिन्न रूप 
मे निर्धारित करता है। किन्तु परम अहन्ताका चमत्कार जिसकासार 
है एसे प्रकाश के प्रतिपक्षी अप्रकाश की तो सत्ता ही नहीं है जिससे 
व्यवच्छेद ( भेद ) करके उस प्रकाश की विकल्परूपता बन सके । जिस 
वस्तु से भेद बताना है वह्‌ अप्रकाशात्मा यदि प्रकाशके स्वरूपमे ही 
प्रकाशित होता है तब तो-- 


उस ( वेद्य वस्तु ) के ज्ञान के स्वरूप के कारण जो तादात्म्यका 
बोध होता है उससे". “ । ( स्पन्दकारिका ३।१ ) 


उपर्युक्त न्यायसे जो वस्तु प्रकाशस्वभाव हो जाती दहै वह्‌ भला 
उस प्रका की व्यवच्छेदक कंसे बन सकती है? जिससे कि वह 
( परतत्त्व मेँ ) विकल्परूपता को ला सके । ओर यदि कहा जाय कि 
व्यवच्छेय अर्थं प्रतिपक्ष रूप में प्रकादित होता दै तो प्रश्न होगा कि जो 
पदार्थं प्रकाशसे भिन्न है वह प्रतिपक्षरूपमेंदै' यह जानाभी कंसे जा 
सक्तगा ? अतः ठेसा पदार्थं (जिते अप्रकाशमान होकर प्रतिपक्ष कहा जा 
सके ) तो यतूफिचित्‌ अर्थात्‌ अवस्तु ही होगा । क्योंकि परमतत्व तो सभी 
वप्रवच्छेदरूप विकल्पों से विहीन रहै अतः अपरिच्छिन्न स्वभाव का है । 
इसीचियि उसे गुद्ध' या विमल भी कहा जाता है क्योकि विकल्परूपिणी 
अवृद्धि की स्याही उसमें नहीं है । ओर वह (परम तत्त्व ) 'शान्त' है। 
ग्राह्य ओर प्राहक (प्रमेय तथा प्रमाता के द्वैत) से उत्पन्नक्षोभकेन 
रहने से शक्ति-सामरस्य कं कारण परमतत्त्व स्वल्प में स्थित रहता है, वह 
पाषाणखण्ड की तरह भी नहींहै। साथ ही वह्‌ ल्य ओर उदय से 


विहीन' है- 


१. सम्पूणं कारिका है :-- 


यस्मात्सर्वमयो जीवः सर्वंभावसमुद्धवात्‌ । 
तत्संवेदनरूपेण तादातम्यप्रतिपत्तितः ॥ 





उस संवेद्य वस्तु, घट सुखादि, के ज्ञान के स्वसूप के कारण जो तादात्म्य का 
बोध होता है उसी से सभी भावों की उत्पत्ति है अतः जीव सर्वात्मक है । किसी 
वस्तु काज्ञान ही उस वस्तु की सत्ताया प्रकाशमानता दहै, जो प्रकाश के स्वरूप 
से कथंचिदपि बाह्य पा भि्चनहींदै। 


योगराजकृत विदृति का सटिप्फ्ण हिन्दी अनुवाद १९ 


“यह्‌ आत्मा एक बारगी प्रकाशित है ।१ ( श्रुति ) 
इस प्रकार वह सनातन ही है । अतः भूत, भविष्यत्‌ ओौर वतमान 
वाला काल परमतत्त्व में नहीं चल पाता । क्योकि काल का उदय उसीसे 
हुआ है । अस्तु, उत्पत्ति ओर विनाश से बाह्य परतत्त्व को मानकरही 
विव का विर्वत्व संगत हो पाता है ।॥११॥ 
यह संसार उपरिवणित परतत्त्व मेँ प्रकाशित होता है, यह प्रतिपादन 
कहां तक संगत है जबकि परतत्त्व की दृष्टि से कुछ भी भिन्न होकर भासित 
नहीं हो सकता ? यदि यह जगत्‌ भिन्न होकर भासित होता है तो अद्रयवाद 
खण्डित हो जातादहै ओर यदि यह कहा जायकि वह अभिन्न होकर 
भासित होतादहै' तो वह कहना मात्र होगा । इसका समाधान करने के 
लिये तत्तव को भेदाभेदरूप बताते हुये ( अद्रैत का ) समर्थन करने के लियि 
कहते है :- 
दपंणबिम्बे यन्‌ नगरग्रामादि चित्रमविभागि। 
भाति विभागेनैव च परस्परं दपंणादपि च| १२॥ 


विमलतमपरमभेरवबोधात्‌ तद्रद्‌ विभागदरुन्यमपि । 
अन्योन्यं च ततोऽपि च विभक्तमाभाति जगदेतत्‌ ॥ १३ ॥ 


कारिकार्थं- जिस प्रकार विचित्र नगर, ग्राम, आदि अविभक्त 
( भ्रमिन्न ) होने पर भो दर्पण बिम्ब में एक-दूसरे से तथा दपण से मी भिन्न 
रूप मे भासित होते है ।। १२॥ 


१. आत्मा या ब्रह्मके सकृद्विभात होने के संबध मे निम्नलिखित उपनिषद्‌वाक्य 
उल्लेखनीय एवं तुलनीय ै- 


(क) सकृद्विभातो ह्येवैष ब्रह्मलोकः । ( छान्दोग्य ° ८-४-२ ) 
(ख) सक्रद्धिभातं सवेजम्‌ । ( गौडपादकारिका, ३-३६ ) 
(ग) सुविभातं सक्रद्विभातम्‌ । ( सिहपुवेतापनी, ९ } 
(घ) सङृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ । ( मुक्तिकोपनिषद्‌, २-७२३ ) 


उपर्युक्त उद्धरण यथावद्रूप मे ( सक्रद्विभातोऽयमात्मा ) मुह्ञे श्रूति ( ==उप- 
निषद्‌ ) में प्राप्त नहीं द्रजा दै) 











२०. परमार्थसार 


उसी प्रकार यह जगत्‌ अत्यन्त निमेल परम भेरव को संवित्‌ से 
अभिन्न ( विभागशुन्थ ) होने पर भी एक-दूसरे से तथा उस ( परम तत्त्व ) 
से मी भिन्नरूप में मासित होता है' ।। १३ 


विवस्य्थ- जिस प्रकार निर्मल दर्पण के भीतर नगर, भ्राम, धुर, 
प्राकार, अटारी, स्थल, नद, नदी, आग, वृक्ष, पर्वत, पशु, पक्षी, स्त्री पुरुष 
आदि सभी प्रतिबिम्ब होने के नाते भिन्न हैँ ओर वे अपने स्वरूप से नाना 
रूप मे भासित होते दै । --दपेण से अविभक्त होकर, उसके साथ बिना 
मेद के, अपने आकार को उसमे समपित कर देते हँ ओर अभेदतया भासित 
होने पर भी परस्पर विभक्त रहते दै, घट से पट ओर पट से घट अपने- 
अपने स्वरूप के कारण भिन्न रहते हँ । दर्पण के भीतरके पदार्थोकोही 
पृथक्‌ समञ्ला जाता है, दर्पण को छोडकर ( चित्र ) पृथक्‌ से कुछ भी नहीं 
है, दर्पण मे समरसता के साथ स्थित होकर भी जगत्‌ सवंथा भिन्न मालूम 
पड़ता है । घटादि के प्रतिषिम्बसे दपणभी अन्तहित नहीं होता क्योकि 
दर्पण मे प्रतिबिम्बित पदां दर्षणसे भी भिन्न बने रहतेद। स्वयंतो 
पदार्थं एक दूसरे से भिन्न रूपमे प्रकादित होते ही टै साथ ही दर्पण भी 
अतिरिक्त ( भिन्न ) वने रहते दँ । क्योकि दर्पेण पदार्थं --प्रतिविम्ब्रमय 
होने पर भी उनसे परे बना रहता है, तन्मय नही बन जाता जिसे कि 
उसे दर्पण नहीं है' यह नहीं कहा जाता । प्रत्येक व्यक्ति को "यह्‌ द्पणदै' 
यह्‌ निर्बाध ज्ञान दपण द्वारा प्रतिविम्ब ग्रहण करने पर भी बना रहता 
है । घटादि दर्पणको विशेषित भी नहीं करते जिससे कि यह्‌ कहाजा 
सके कि यह्‌ घट-दपण है' ओर "यह पट-दपेण है जिससे कि दर्पेणके 





१. तुलना कीजिए :-- 

(क) निर्मले मुकुरे यद्द्‌ भान्ति भूमिजलादयः । 

अमिश्चास्तद्रदेकर्स्मिरिचन्ताथे विरववृत्तयः ॥ 
-- तन्त्रालोक--२-४ 

(ख) स्वेच्छया स्वभित्तौ विद्वमुन्मीलयति । --प्रत्यभिज्ञाहृदय, सू. २ 
इसका दृत्तिभाग भी उल्लेखनीय टै :-- 
स्वेच्छया न तु ब्रह्मादिवत्‌ अन्येच्छया, तयैव च, न तु उपादानाद्यपेक्षया, 
एवं हि प्रागुक्तस्वातन्त्यहान्या चित्त्वमेव न घटेत । स्वभित्तौ न तु अन्यत्र 
क्वापि प्राक्‌ निर्णत विद्वं दर्पणे नगरवत्‌ अभिन्नमपि भिन्नमिव उन्मी- 
लयति । उन्मीलनं च अवस्थितस्यैव प्रकटीकरणम्‌ । इत्यनेन जगतः 
प्रकादौकत्म्येन भबस्थानमूक्तम्‌ :। 








यौगराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद र१्‌ 


अपने ( निविशिष्ट ) स्वरूप की हानि हो । देश ओर कालदारा उत्पादित 
मेद भी उसके स्वरूप को विनष्ट नहीं कर पाते। इस प्रकार विभिन्न 
प्रतिविम्बों को ग्रहण करने की क्षमता रखने वाला होकर भी देण 
स्व-स्वरूप में दपण ही बना रहता है । इस प्रकारं प्रतिविम्बवाद में किसी 
प्रकार की हानि नहींहै। 


यह कहा जा सकताहैकि दर्पणमेंजो प्रतिविम्ब देखते हैँ वह 
भ्रान्ति है। यह कहा जातादहैकि द्पेणमें हाथी दहै'। जबकि दर्पण में 
तो वह्‌ कुछ भी नहीं होतादटै क्योकि हाथीके सूपं अथं-क्रियाकारित्व 
नहीं है अतः दर्पणमें हाथी है" यह निचय भ्रान्ति से ही होतादै। 
भ्रान्ति का स्वरूप तो बादमें वता्ेगे पर प्रतिविम्बवाद के इतने निरूपण 
से दृष्टान्त की सिद्धि हो जातीदै। दर्पणमें प्रतिविम्बित नगरादिके 
दृष्टान्त की तरह “अत्यन्त निर्मल परम भैरव की संवित्‌ से अर्थात्‌ 
अत्थन्तरूप मे विगलित मत वाले पूणं आनन्द से उद्रिक्त प्रकाश से यह 
विव दर्पणःप्रतिबिम्ब के समान ( इस प्रकाश से) अभिन्न है तथापि एक 
दूसरे से ग्राह्य ओर ग्राहक की अवेक्षा से विभक्त तथा नानारूपों मे प्रति- 
भात होता दै, ओर उस बोधसे भी अर्ग ल्गतादहै, क्योंकि बोध जगत्‌ 
के रूपमे प्रकादित होने पर भी उनसे उत्तीणं (परे) रहता है जंसे कि 
प्रतिबिम्बोंसे दर्पण । इसी प्रकार विश्व के भाव.प्रतिविम्बोंको धारण 
करने पर भी प्रकाश ( तत्व ) विद्व के भावोंसे उत्तीर्ण परे) रहता 
है, सभी का अनुभविता-होकर स्वस्वरूपतया प्रकारित रहता है । देश, 
काल ओर आकार का भेद (विके) पदार्थोँसे सम्बद्ध होनेपरभी 
दर्पण के समान एक होकर ही प्रकाशित होता है, अपने स्वरूप को भिन्न 
नहीं बनाता । ( अर्थात्‌ दर्पण में प्रतिबिम्बित पदार्थो का देश ओर काल 
कामद दपण से भिन्न नहीं है, अपितु उससे एकात्मक है । ) अतः बोध 
( संवित्‌ ) एक ओौर अनेक स्वभाव का होने पर भी एक हीदै, उसी तरह 
जसे कि बोध म चित्रज्ञान ( अनेक होने पर भी एक होकर ) भासता है । 
किन्तु दपण के प्रकाश से चमत्कार समन्वित चैतन्य के प्रकाश का इतना 
भेद है कि दर्पण मे, जिसे केवल स्वच्छ भर होना चाहिये, दर्पणसे भिन्न 
बाह्य नगरादि ही प्रतिबिम्ब के ल्य स्वीकृत दै, स्वनिमित पदार्थं नहीं 
( अर्थात्‌ दर्पण मे जो कुछ प्रतिबिम्बित होता है वह दर्पण द्वारा निमित 
नहीं होता ओर दर्पण से भिन्न ओर वाह्य होतार), इसल्यि द्पणमें 
{ प्रतिबिम्बित हाथी को देखकर ) "यह हाथी है' यह्‌ निदचय भले भ्रान्त 
हो, पर प्रकाश कासार तो स्वयं का चमत्कार है, वह्‌ स्वेच्छा से अपनी 


("ऋ 











२२ परमार्थसार 


ही भित्ति मे अभेदल्प में पराम करते हये एसे विद्व को प्रकाशित 
करता है जिसका स्वसंविद्‌ ही उपादान दै । विइव का प्रकाशन ही भगवान्‌ 
का निर्मातृत्व है। इस प्रकार पराम (या विमं ) ही प्रमुख तत्त्व है 
जो प्रकाशको दर्पण के जड प्रकाशते विलक्षण बनातादहै। यही ग्रन्थकार 
ने विवृत्तिविमशिनी मे कहा है - 

“जिस प्रकार विचित्र सृष्टि दर्पेण के भीतर, उसी प्रकार्‌ सारा 
विव आत्मतत्व के भीतर प्रकारित होतादहै। बोध ( प्रकाश) तो अपने 
विमषार के कारण विद्व का पराम कर ठेता है किन्तु दपण इस प्रकार 
( का परामश ) नहीं कर पाता ।'' 

इस प्रकार परमेश्वर की दृष्टि से स्वांग से निमित भावराशिके 
किसी मेद की आशंका नहीं हो सकती, माया-प्रमाता की दुष्टिसे भेदकी 
जो प्रतीति होती है वह पूर्णत्व अर्थात अद्रयात्मा स्वभाव की ख्याति (ज्ञान) 
न होने वाटी श्रान्ति है क्योकि पूणंका भान नहीं होता अपितु द्रेतरूप 
भासित होतादहै, मेदही ज्ञात होता है । अस्तु, उपयु क्त प्रतिविम्बवाद तो 
निष्कलुष है ।। १२-१३ ॥ 

इस प्रकार परम तत्तव के स्वषूप का निरूपण करने के अनन्तर ३६ 
तच््वात्मक विव की स्थिति प्रकाश से अभिन्न बताकर इस जगत्‌ के प्रत्येक 
तत्व का स्वरूप उत्पत्ति के क्रम से प्रतिपादित करते हैँ - 

हिव-शक्ति-सदाहिवतामीरवर-विद्यामयीं च तरवदशाम्‌ 1 
्ञक्तीनां पञ्चानां विभक्तभावेन भाषयति ॥\ १४ ॥ 
कारिकार्थ--शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, सद्टिद्या रूप तत्त्वदशा 

को पांच शक्तियों को विमक्त करके प्रकाशित करता है' । १४॥। 
विवृत्यथं-परम तत्व का निरूपण करते हुये जिस परम शिव के 
स्वरूप का अभी प्रतिपादन किया है उसकी स्वस्वरूप चिद्‌, आनन्द, इच्छा 
ज्ञान, तथा क्रिया नामक पांच शक्तियां र जो अनन्त दवितसमुदाय की 
कारण है, उन्हीं पांच शक्तियों को भिन्नतया अर्थात्‌ अतद्व्यावृत्ति (अपोह्‌) 





१, अर्थात्‌ शिव की पाँच शक्तियों मं उपर्युक्त प्रथम पाँच तत्तव शिव, शक्ति आदि 
उन्मीलित होते है । 
चिदानन्देषणाज्ञानक्रियापंचमहातनुः । 
विवर्तते महेशानस्तत्तद्रवरगेषु पंचधा ॥ 
-- तन्त्रालोक ( विवेक ) ६-४९ 


योगराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद २३. 


से पांच संख्यावाले तत्त्वों के रूप में प्रकारित करता है'- अर्थात्‌ स्वलक्ष- 
णतया (प्रत्येक का प्रातिस्विक स्वरूप निर्माण कर) प्रकटित करतादहै वे 
पाँच तत्तव है शिव, शक्ति, सदाशिव, ईइवर ओर विद्या । इनमें से प्रत्येक 
तत्व का स्वरूप बतायाजा रहादहै। सभी प्रमाताओंके अन्तरम पूर्णं 
अहन्ताचमत्क।र-स्वरूप, सभी तत्त्वों से परे महाप्रकाशरूप यह जो चैतन्य 
है, वही शिवतत्तव हैः। इसे तत्त्व उपदेदय व्यक्ति कौ दृष्टि से कहा 
जाता है । 





१. तुलना कीजिए :-- 
शिवः स्वतन्त्रदगूपः पंचशक्तिसुनिभेरः । 
स्वातन्त्याभासितभिदा पंचधा प्रविभज्यते ॥ 


~ तन्त्रालोक, ६-४८ 
२ तुलनीय :-- 
(क) आत्मैव सर्वंभवेषु स्फुरलचिढृं तचिद्रपुः । 
अनिरुद्धेच्छाप्रसरः प्रसरद्टकूक्रियः हिवः ॥ 
(ख) सर्वव्यापकताभूमिर्ञत्वकतुं त्वसम्मता । 
निजाभासचमत्कारमयी दिवदशा स्मृता ॥ 
(ग) एवं सवं पदाथनिं समैव शिवता स्थिता । 
परापरादिभेदोऽत्र शर ट धानै सदाहृतः ॥ ( िवदृष्टि ) 


्रत्यभिज्ञाहृदय में शिव कोटी स्वतन्त्रा चिति कहा गयादै। चितिः 
स्वतन्त्रा विश्वसि दिहेतुः।- प्रत्यभिनज्ञाह्‌दयसूत्र १ । शिव मष्ट, स्थिति, संहार, 
तिरोभाव, तथा अनुग्रह नामक पंचकृत्य निरन्तर करता रहता है -- 
नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने । 


चिदानन्दघनस्वात्मपरमार्थावभासिने ॥ 
~ प्रत्यभिज्ञाहूदय का मंगल्पद्य 


शिवतत््व के सम्बन्ध मे ईश्वरप्रत्यभिन्ञाविमशिनी भी उल्लेखनीय है । यहां 
शिवतच्व को ज्ञान तथा क्रिया काञअवियोग ओर क्रियाके द्वारा समग्र विद्व 
के प्रतिविम्ब को धारणकरने वाटा कहा गया है-- 
तदेतदवियुक्तज्ञानक्रियारूपं क्रियाद्रारेण सकलतत्त्वरादिगतसृष्टिसंहारशत- 
प्रतिबिम्बसदिष्णु यत्तदुपदेशभावनादिषु तथाभासमानमनाभासमपि वस्तुतः 
शिवतत्त्व मित्युक्तं भवति । भास्करी, भा० २, प° २१६ 
३. तुलना कीजिए :-- 
षटुत्रिशत्तत्त्वपर्यायस्तदभिन्नः परः शिवः । 
उपदेश्यतया सोऽपि स्यादवच्छेदभागतः 
अष्टात्रिं परं धाम यत्रेदं विदवकं स्फुरेत्‌ ॥ 














414 परमार्थसार 


मै विरंव बनू यह परामश करनेवाले चिद्रूप महेद्वर कौ आनन्द- 
रूपिणी विदव-सृष्टि-स्वभावमयी संवित्‌ ही कुछ उद्रिक्त होकर सभी पदार्थौ 
कीजो बीजभूमि बनती है, वही (शिव की) शविति अवस्था है इसे ही विश्व 
की सृष्टि ओर संहार से एकात्मता के कारण एक होने पर भी कृश ओर पूणे 
दोनों रूपों मे सभी रहस्य प्रस्थानों मे कटा जाता है" । विद्व की सृष्टि कौ 
बीजभूमि, महाशून्या तथा अतिशून्या नामक इस ( शक्ति ) अवस्था में 
महेश्वर को अहम ओर इदं के अभेद से जो अहन्ता का विमं होता है 
उसमे ज्ञान की प्रधानतासे क्रिया-भाग अहन्तामें विश्रान्तो जाता है, 
तो वही सदाशिव की अवस्था कहलाती हैः । इष॒ (तत्त्वावस्था) में मन्त्र- 


१, शिव ओौर शक्ति का चन्द्र-चन्दरिका तथा वद्धिं ओर दाहिका शक्ति की भांति 
नित्य तादात्म्य माना गया दै :-- 
शक्तिश्च शक्तिपद्रूपाद्‌ व्यतिरेकं न वांछति । 
तादात्म्यमनयोनित्यं  बह्िदाहिकयोरिव ॥ 
--वोधपंचदरिका, शौक ३ 
आचायं शंकर ने भी इसी अभिप्राय को व्यक्तं किया है-- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ । 
न॒ चेदेवं देवः नखलु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥ 
-- आनन्दलहरी, १ 
विशव की सिसृक्षा ही शिव का रक्तिभावदै: 
स॒ एव विदवमेषितुं ज्ञातुं कर्तुं चोन्मुखो भवन्‌ । 
शक्तिस्वभावः कथितो हृदयत्रिकोणमधुमांसलोल्लासः ॥ 
--महा्थमंजरी, प° ४० ( व्रिवेन्द्रम्‌ ) 
तथा-यदा स्वहूदयवतिनमक्तरूपमर्थततत्वं बहिः कतुंमुन्मुखो भवति तदा 
शक्तिरिति व्यवद्ियते ।-- वहीं 
२. सदारिव तत्त्व के सम्बन्ध मे निम्नांकित उल्लेखनीय है : 
तत्र प्रोन्मीकल्ितमात्रचित्रकल्पतया इदमंशस्यास्पफुटत्वात्‌ इच्छाप्राधान्यम्‌ । 
षट्‌त्रिशत्तत््वसन्दोह्‌ का राजानक आनन्दकरृत विवरण, पृ ° ३ 
तथा च-सदाशिवतत्त्वे अहन्ताच्छादितास्फुटेदन्तामयं यादृशं परापररूपं 
विश्वं ग्राह्यं तादृगेव श्रीसदारिवभट्रा रकाधिष्टितो मन्त्रमहेश्वराख्यः प्रमातृवरगः 
परमेदवरेच्छावकल्पिततथावस्थानः । 
-- प्रत्यभिज्ञाहूदय सू० ३ का दृत्तिभाग। 
ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमरशिनी म सदाशिव को सादाख्य तत्व कटा गया है 
जिसमे आन्तर ज्ञानदशा का प्राधान्य होता दै-- 








ह विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवादं २५ 


महेश्वर प्रमाता होत है" । अहम्‌" ओौर इदम्‌, के अभेद से अहन्ता ओौर 
दृदन्ता की तराज्‌ पर बरावर रवे हये के समान, जो स्वात्म॒विमशं है 
वही उस ( शिव ) की ईङवरावस्था है । मन्तरेशवर इस अवस्था में प्रमाता 
है । इस अवस्था मे इदन्ता की प्रधानता से अहन्ता गौण होकर (अहम्‌! 
"अहम्‌" ओर इदम्‌" "इदम्‌" के रूप मँ चमत्कार (विमं) होता दै (जसे 


यद्यप्येकमेव शिवतच््वं तथा तदीयमेव स्वातन्त्यं स्वात्मनि स्वरूपभेदं तावत्‌ 
प्रतिबिम्बकल्पतया दयति । `` "““““"ततश्चान्तरी ज्ञानरूपा या दशा तस्या 
उद्रेकाभासने सादाख्यम्‌ "सदाख्यां भवम्‌! । यतः प्रभृति सदिति प्रख्या । 
--द्र° भास्करी, भाग २, पृ° २१७-१८ । 
सत्‌ रूप म आस्या ( प्रसिद्धि ) इसी तत्त्व से प्रारम्भ होती दै, इसके पर्वं 
शक्ति आदि की अवस्था मे असतुप्रतियोगी सत्ता को नहीं माना जा सकता । 
इस किए शक्तितत्तव को महादन्य भी कटा जाता है । उपर्युक्त संदभं मे भास्कर- 
कण्ठ का व्याख्यान उल्लेखनीय है :--सदिति प्र्या--सदिति प्रसिद्धिः । अतः 
पर्वं॑हि शक्त्यादौ असदित्यनेन प्रतियोगिना परिमितीकृता सत्तापि न 


युक्तेति भावः । -- भास्करी, भाग २, पृ०--२१८ 
१. पाँच तत्त्वों के प्रमाता क्रमशः शांभवः, शक्तिज, मन्त्रमहेश, मन्त्रनायक तथा 
मन्त्र कहलते हैँ :- 


शांभवाः राक्तिजा मन्त्रमहेशा मन्त्रनायकाः । 
मन्त्रा इति विशुद्धाः स्युरमी पंच गणाः क्रमात्‌ ॥ 
-- तन्त्रालोक ५-३-५४ (?) 
२. ईदवरप्रत्यभिज्ञा मेँ ईदवरतत्तव को "वहिरन्मेष' कहा गया है क्योकि विद्व 
का यहाँ उदय, स्फुटत्व या बाह्यत्व होता टै । 
यस्योन्मेषादुदयो जगतः, इत्यत्र हि ईदव रतत्त्वमेवोन्मेषशब्देनोक्तम्‌, विइवस्य 
हि स्फुटत्वबाह्यत्वमृन्मेषणम्‌ ।-- 
द्रष्टव्य, भास्करी, भाग २, पृ २२१। 
राजानक आनन्द ने अपने विवरण में कहा है कि ईदवर त्व मेंवेद्यकी 
स्फुट प्रतीति होती टै अतः ज्ञानशक्ति की प्रधानता रहती है :-- 
अत्र वेद्यजातस्य स्फुटावभासनात्‌ ज्ञानगक्तयद्रेकः । 
ईदवर तत्तव मेँ जिस विद्व कौ प्रतीति होती टै उसमें स्फुट इदन्ता ओौर 
अहन्ता का सामानाधिकरण्य होता है। 
ईदव रत्वे स्फुटेदन्ताहन्तासामानाधिकरण्यात्म यादृक्‌ विइवं ग्राह्यं तथाविध 
एव ईदवरभदरारकाधिष्ठितो महेदव रवः । 
-भ्रत्यभिज्ञाहूदय (जयदेव सिह ) प° ४१ 














२६ परमार्थसार 


कि सद्योजात शिशु सिर हिलाकर या अंगुली चलाकर बताता है) तो वही 
बोध प्रधानताके कारण शुद्ध विद्यातत्त्व कहखाता है! । विद्येश्वरो के 
साथ मन्त्र [प्रमाताओं) के सात वगे वाचक हैँजो अनुग्रह स्वभावके कारण 
पञ्युओ का उद्धार करने के लिये वाच्यस्थानीय मन्त्र महेरवर तथा मन्त्रेश्वरो 
के लिये अवस्थित रहते हैँ । विद्यातत्तव में विदयेइवर प्रमातताओं की बोध- 


१. ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी मे सद्टिद्या ( शुद्ध विद्या) के सम्बन्ध में कटा गया 


है कि इसमे अहम्‌ तथा इदम्‌ का अधिकरण एकही होता दै जव कि माया- 
प्रमाता में अहन्ता की प्रतीति का सम्बन्ध प्रमाता से ओर इदन्ता की प्रतीति 
का सम्बन्धं ग्राह्ययाप्रमेयसे होता है । अर्थात्‌ शुद्ध विद्या तत्त्वे की अवस्था में 
ग्राह्य -ग्राहकभेद स्फुट नहीं होता, अतः कारिका में इस तत्तव को अहन्ता तथा 
इदन्ता का समानाधिकरण कटा गया है :- सामानाधिकरण्यं च सद्‌विद्याह- 
मिदंधियोः । 
ये एते अहम्‌ इति "इदम्‌! इति धियौ तयोर्मावाप्रमातरि पृथगधिकरणत्वम्‌ 
"अहम्‌" इति ग्राहके इदम्‌" इति च श्राय, तन्निरासेनैकस्मिन्नधिकरणे 
यत्संगमनं सम्बन्धरूपं प्रथनं तत्‌ सती शुद्धा विद्या, अश्युद्धविद्यातो मायाप्र- 
मातृगताया अन्यैव । भास्करी, भाग २, प° २२३-२४ 
सद्विद्या के शुद्ध होने के सम्बन्ध मेँ यह उल्टेखनीय है करि बाह्य अर्थो को 
अहन्ता मे निमज्जित करना ही शुद्धि टै। शुद्धिवंदहिष्कृतार्थानां स्वाहन्तायां 
निमज्जनम्‌ ।' तथा :-- 
इदंभावोपपन्नानां वेद्यभूभिमुपेयुषाम्‌ । 
भावानां बोधसारत्वात्‌ यथावस्त्ववलोकनात्‌ । 
--ईदवरप्रत्य्भिज्ञाकारिका ३-१-४ 
अवलोकनं प्रथनं वेदनं विद्या, यथावस्तुत्वं वस्त्वनुसारित्वच्च तस्याः 
शुद्धिरविपरीतता । वेद्यदशां चोपगतवतामङ्खीकृतवताम्‌ अत॒ एवेदमित्येवं- 
भूतेनोचितेन परामशेनोपपन्नानां परामृद्यमानानां भावानां "बोध" एवं 
प्रकाशात्मा सारल्पं वस्तु, प्रकाशदचानन्योर्मृखविमर्शात्माहमिति । तदेषां 
यदेव पारमाथिकं रूपं तत्रैव प्रूढत्वात्‌ अहमिद मित्यस्य शुद्धवेदनरूपत्वम्‌ । 
--ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, ( भास्करी, भाग २, ) प° २२६ 
शुद्धविद्या को भावों का अनात्मतया भासन करने कै कारण “ऊपर! तथा 
अहन्ता मे आच्छादित होने के कारण १२. होने से परापरदश्ा कहा गया हैः-- 
अत्रापरत्वं भावानामनात्मत्वेन भासनात्‌ । 
परताऽहन्तयाच्छादात्‌ परापरदशा हि सा॥ 
--ईश्वरगप्रत्यभिज्ञाकारिका ( भास्करी, भाग २, प° २२७ ) 


यौगराजकृत विढृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद २७ 


रूपता में भेद नहीं होता है तथापि जो कुछ भी भेद की प्रतीति होती है वह्‌ 
भाषाशक्तिके कारण होती है। इसलिये आगमो मे कहा जाता है :-- 


“माया के ऊपर महामाया ( होती है ) "^ 


इसी कारण यहाँ के मन्त्र (प्रमाता) महामायासे संपकंके कारण 
अणु" कहलाते हैँ । माया तत्तव के ऊपर तथा शुद्धविद्या (तत्त्व)के नीचे जो 
विज्ञानाकल नामक प्रमाता होते दैवे आणवमलके पात्रँ । इसप्रकार 
एक ही यह चिवस्वरूप तुर्यातीत होने पर भी तुयं रूप मे तत्त्व-पंचक के 
रूपमे माना जाता है! । अस्तु, एक ही यह स्वतन्त्र कर्ता प्रकाशमान है, 
जिसका अहमिदम्‌' के रूपमे सदाशिव ओौर ईइवर की भूमियोंमे जो 
प्रकाश दहै, वही शुद्ध वेदन रूप (वितत मे) करण बनता है तथा आगे 
बताये जाने वाली माया से लेकर पृथ्वी तक की तत्त्वसूृष्टि कायं है। इस 
प्रकार कर्ता (सदाशिव तथा ईदवर), करण (सद्विद्या) तथा क्रिया (माया 
से पृथ्वी तक ) के रूपमे एक ही परम प्रमाता स्वात्म-महेश्वर के नामसे 
प्रकारामान हैर | १४॥ | 





१. तुलनीय :-- 

चित्रशक्तिसहस्राढचं शिवतत्त्वं समातिगम्‌ । 

विभक्तं पंचधा चैकं शक्त्युल्लासविभेदतः ।। --अध्वसिद्धि 
बथा ~ 

चिदानन्देषणाज्ञानक्रियाणां सुस्फुटत्वतः । 


शिवशक्तिसदेशानविद्याख्यं तत्वपखकम्‌ ॥ 

-- तन्त्रालोक, ६-४९ 
२. इन पाचों तत्त्वों का संग्रहात्मक विवेचन भास्करकण्ठ ने अपनी टीका 

भास्करी में कियादहैजो उद्धरणयोग्य दै :-- 
नित्याव्यभिचरदृरूपयोः प्रकागचुद्धाहविमशंयोः रिवशक्तितत््वव्यवहारः, 
वेदयत्वाभावात्‌ प्रमातृत्वमप्यत्र शिवस्यैव भावानां च अहन्तयैव ग्रहणम्‌ । अपरि- 
मिताहन्तेदन्ताविषये सदारिवतत्त्वव्यवहारः । अत्र तु वेद्यतोद्धवेन मन्त्रमहेश्वर 
रूपं चेतनवर्भः प्रमाता, भावानां तु स्तोकमिदन्तास्पशं रूषितया ग्रहणम्‌, यत्स्वं - 
मिदं तदहमेव न त्विदमाख्यं करमपि वस्तु भवति, एकस्य चिन्मात्रस्यैव सत्त्वात्‌ 
इति । तयोरेवाहन्तेदन्तयोः समत्वे ईश्च रतत्तवव्यवहारः । अत्र मन््रेश्वरः प्रमाता, 
भावानां तु समघृततु लान्यायेन इदन्ताऽहन्ताभ्यां प्र हणम्‌ । चिच्चेत्यभागयोः 
इदमिति विषये तु शुदधविद्यातत्त्वव्यवहारः, भावानां तु स्तोकम्‌ अहन्तासपृष्टया 
इदन्तया ग्रहणम्‌ । परन्तु शु द्वाहंस्पूतिरस्फुटा वतंते एव, अन्यथा मायातत्त्वा- 














२८ परमार्थसार 


माया तत्व का स्वरूप बताते हैँ :- 
परमं यतु स्वातन्त्यं दुर्घंटसंपादनं महेशस्य । 
देवी मायाशक्तिः स्वाटमावरणं रशिवस्यंतत्‌ ।॥ १५ ॥ 


कारिकार्थं - महेश्वर का जो अशक्य निष्पादनरूप स्वातन्त्र्य है, वही 
देवी मायाशक्ति है, यह शिव कौ श्रात्मा का प्रावरण है ।१५॥ 


विवुत्यर्थ- उस शक्तिमान्‌ परमेश्वर का दूसरे को अपेक्षा न रखनेवाला 
( परम ) जो विश्वनिर्माण का कतुं त्व ( स्वातन्त्र्य ) है वही माया नामक 
शक्ति है । क्योकि यह प्थ्वी तक के प्रमाता तथा प्रमेयके प्रपंच का मित 
परिच्छिन्न करती है अथवा वह विश्व की मोहक होने के कारण मायाहे। 
क्रीडानिरत देव से यह्‌ सम्बिधित है अतः देवी कहलाती है, ब्रह्मवादियो की 
भांति माया कोई प्रथक्‌ तत्त्व नहीं है । परमेश्वर का यह्‌ स्वातन्त्य एेसे 
प्रमातृ ्रमेयरूप कार्यं का निष्पादक है जिसकी रचना अत्यन्त कठिन 
(दुर्घट ) है। यही माया स्वेच्छा से पशुभाव ग्रहण करने वाले शिव का 
स्वरूप-गोपन करने वाले आणवादि तीन मल (के रूपमे) टै ।१५॥ 


पातात्‌, तत्र हि प्रल्याकलाख्यः शून्यरूपः प्रमाता, न चात्र अहन्तेदन्तयोः 
परस्परं प्रति स्फुटं प्रतियोगित्वं शंव्यम्‌ येन विकल्परूपतापातः स्यादपि 
तुभयमप्यत्र पययिण अपरिमितमेव, मायापदे तु तयोः परस्परं प्रति स्फुटं 
प्रतियो गित्वमेव । यस्तु परशिवः सर्वत्र सर्वमय एवेति न तस्येह प्रस्तावः । 
भास्करी, भाग २, पृ० २२६ 
१. मोहयति अनेन शक्तिविशेषेण इति वा मोहो माया शक्तिः 
--रईश्चरप्रतयिज्ञाविमशिनी १-३५ 


२. माया तत्त्व के संबन्ध में उल्टेखनीय अवतरण :-- 
माया च नाम देवस्य राक्तिरव्यतिरेकिणी। 


भेदावभासस्वातन्त्यं तथा हि स तया कृतः ॥ 
तन्त्रालोक ६, ११६ 





माया विभेदवुद्धिनिजांशजातेषु निखिलजीवेषु 
--षट्‌त्रित्तत्वसन्दोह, शोक ५ प्रृ° ४ 

एकरसे स्वभावे उद्धावयन्ती विकल्पशिल्पानि । 

मायेति लोकपते: परमस्वतन्त्रस्य मोहिनी शक्तिः ॥ 
--महा्थमञ्जरी, शोक १७, पृ ४६ 


योगराजङृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद २९ 


प्रकृति से उत्पन्न सुखादिषूप जो भिन्न भोग्य है, उसका भोक्ता 
पुरुष तत्तव है । उसका स्वल्प बताते हैँ :- 


मायापरिग्रहवडाद्‌ बोधो मलिनः पुमान्‌ पञ्युर्मवति । 
काल-कला-निर्यातवज्ञाद्‌ रागाविद्यावक्ेन संबद्धः ।\ १६ ॥ 


कारिकार्थ- माया को स्वीकार कर लेनेके कारण घोध मलिन 
होकर पुरुष बन जाता है, जो पशु है तथा काल, कला, नियति, राग ओर 
अविद्या से अच्छी तरह बेधा हप्र है ॥ १६॥। 


विवत्यथं-मायाको स्वीकार कर लेने की परतन्त्रताके कारण 
सर्वज्ञ ओर सर्वेकर्ता बोध (प्रकाशात्मविमरशं ) सर्वज्ञत्व आदि गुणौ का 
निरास करने वाके अव्यातिषूप आणव मल से युक्त हो जाता है जिससे 
कि पूर्णस्वरूप चिदाकाश घटाकाश की भाति परिमितहोजाताहै। यही 
( परिमितभाव ) पुरुषतत्त्व है । यह ( परुष ) पशु कहलाता है । क्योकि 
माया के दवारा पालन करने योग्य है तथा आणव, मायीय तथा कामंमल- 


इयमेव हि तस्य स्वातन्व्योत्कषकाप्ठा यत्‌ स्वात्मावभासैकात्मजीवितजाति- 
भेदप्रभेदवै चित्योत्पादनप्रावीण्यम्‌-- येन अतिदुरघ॑टकारी परमेश्वर इत्याचुद्घो- 
ष्यते -- ˆ“ “--*““* । मायाव्यतिरेकेण भेदप्रथा--परमाथेस्य प्रपञ्चस्य अभावः, 
तदभावे च तत्प्रतियोगिकस्य परमेश्वरस्य ेश्चर्यानुपपत्तिरिति न किचिदपि 
ऊह्यत, तदिदं माया नाम तस्य उत्क्रष्टं स्वातन्त्र्यम्‌ । 
--वहीं, महार्थमजञ्जरीटीका, प° ४७ 
माया प्रथम भेदप्रथा है जो समग्र भावी भेदो को गर्भित करनेके कारण 
परा निशादहै। 
आद्यो भेदावभासो यो विभागमनुपेयिवान्‌ । 
गर्भक्रितानन्तभाविविभासा सा परा निशा ॥ ६।११६ 
वह भेद रूपिणी है, जड़ है, क्योकि इसके सभी कार्यं जड़ हैँ। विश्च का 
बीजहोनिके कारण व्यापिकादहै, सूक्ष्महै क्योकि कार्यं विश्व की कल्पना 
करती है। वह शिव-शक्तिसे अविनाभावके कारण नित्य है, एक है तथा 
सृष्टिकामूल कारण है :-- 
सा जडा भेदरूपत्वात्‌ कार्यं चास्या जडं यतः । 
व्यापिनी विश्वहेतुत्वात्‌ सूक्ष्मा कार्यंककल्पनात्‌ । 
शिवशक्त्यविनाभावात्‌ नित्येका मूलकारणम्‌ ॥ 
न्नहर््ाकलोक) ६०११७ 








परमार्थसार 





स्वरूप बन्धन मे बाधने लायक ( पाश्य) होजाताहै (साथही ) काल, 

कला, आदि ( पाँच तत्वों) मे ओत-प्रोत होने के कारण यह्‌ पुरुष 

सम्यक्‌ बद्ध हो जाता है । इस प्रकार पुरुषतत्व ६ तत्त्वों ( माया तथा पांच 
| काल-कलादि ) से आवेष्टित है! ।। १६॥ 


पुरुष तत्तव को आवेष्टित करने के क्रमानुसारः कालादि तत्वों का 
स्वरूप बताते हैँ :- 





नक 


१. पुरुषतत्त्व के सम्बन्ध में उल्लेखनीय अवतरण :-- 
कलाविद्याकाल रागनियतिभिरोतप्रोतो माययापहृतैशवयंसरव॑स्वः सन्‌ पुनरपि 
प्रतिवितीर्णतत्सर्वस्वराशिमध्यगतभागमात्र एवंभूतोऽयं मितः प्रमाता भाति 
इदानीमिदं किचिज्जानानः, इदं कुर्वाणोऽत्र रक्तः, अयमेव च यः सोऽहम्‌ । 
--विमशिनी ( भास्करी, भाग २) पृ° २३८ 
इदमेव च पंचविडं पुंस्ततत्वमिल्यु च्यते यत्‌ श्रपूर्वंशस्त्रेषु पुमानिति, अणुरिति, 
पुदगल्मिति चोक्तम्‌ । --तन्त्रालोकटीका, भाग ६, प° १६५ 
पर एव प्रकादाः स्वस्वातृन््यात्‌ स्वं रूपं गोपयित्वा यदा संकुचितात्मतामव- 
भासयति तदा सकल एवायं भेदव्यवहार: समूल्लसेत्‌ । -- वहीं, प° १५६ 
„ मायाग्रहीतसंकोचः शिवः पुंस्तत्त्वमुच्यते । 
अनुत्त रप्रकाशपंचारिका, श्ौकं २२ 
महार्थमंजरी टीका मे कहा गया है कि विङ्वनाटक के नट शंभु की, विर्व 
नाट्य के लि उन्मृख होने पर, भूमिका का ग्रहण ही, पुरुषावस्थाया 


पुरुषतत्त्व है :-- 
तस्य च विरवनादट्याभिनयोन्मुखस्य भूमिकावलम्बनलक्षणेनार्थेन या अवस्था 
सा पुरुषो भवति । --महा्थमंज री-टीका, प° ५१ 


२. परमार्थसार ( श्रो° १६ तथा १७ ) में इन पाँच कंचुकों काक्रम है :-- काल, 
। कला, नियति, राग, विद्या । अनुत्तरप्रकारपंचािका ( श्लो° १६) का 
क्रम है :-- कला, विद्या, राग, काल, तथा नियति । ईश्वरगप्रत्यभिज्ञाविमशिनी 
मे क्रम है :-काल, विद्या, कला, राग तथा नियति । 
-- भास्करी भाग २, प° २३७-३८ । 
तन्त्रालोक में कहा गया है कि विद्या, राग, नियति तथा काल कला के कायं 
हैँ । इस प्रकार कला प्रथम तत्त्व होगा :-- 


विद्या, रागोऽथ नियतिः कालक्चैतच्चतुष्टयम्‌ । कलाकार्यम्‌-- 
्~तन्वालोक ६.१६१ , 





योगराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ३१ 


अधुनैव, किचिदेवेदमेव, सर्वात्मनैव, जानामि । 
मायासहितं कञ्चुकषट्कमणोरन्तर द्धमिदभुक्तम्‌ ॥१७।। 
कारिकार्थं - अमी हो", ककुही', "यही", पूरी तरह से ही", 
जानता हूं! माया के साथये ६ अणु के तरंग कंचुक कहे गये है ॥। १७॥ 
विवत्यथं जिस प्रकार स्वतंत्र संवित्‌ अपनी मायासे अणुभाव 
को प्राप्तहो जाती है उी प्रकार उसकी ज्ञानशक्ति तथा क्रिया-शक्ति 
संकुचित होकर पञुलूप इम पुरुष की विद्या तथा कला कहलाती है । जंसे 
राजाके द्वारा सर्वस्व अपहरण करलेनेके बाद जीने के लिय कृपा करके 
कु धन दे दिया जाता टै उमी प्रकार अणुभाव प्राप्त संवित्‌ ( बोध ) 
का, जिसक्रा सर्वज्ञत्व आदि अपहृत हो जाता है, कुछ कतृं त्वस्वरूप 
ज्ञातृत्व प्रक'रित कर दिया जाता है। भाव की प्रधानताके कारण काल 
आदि का जानने के साथ सम्बन्ध बताया गया है अर्थात्‌ इलोक में आये 
'जानामि' के साथ अभी ही' इत्यादिका अन्वयदहैजो ज्ञान कं प्राधान्य 
को सूचित करता है )। पूर्वोक्त मायासे युक्त ये ६ कचुक आणवमल 





पाचों कचुकों का संक्षिप्त प्रतिपादन इस प्रकार है :-- 
०.६ कालःकरममासूत्रयन्‌ प्रमातरि विजृम्भमाणस्तदनुसारेण भ्रमेयेऽपि प्रसरति, 
योऽहं कृशोऽभवं स स्थूलो वर्ते, भविष्यामि स्थूलतरः इत्येवमात्मानं देहरूपं 
क्र मवन्तमिव पराश्रृशंस्तत्सहचारिणि प्रमेयेऽपि भूतादिरूपं क्रमं प्रकाशयति । 
तस्य शून्यादेर्जडस्य विद्या किविजृजञत्वोन्मीकनरूपा बुद्धिदरपणसंक्रान्तं भावराशि 
नीलसुखादि विविनक्ति । कला किचित्‌ कतृं त्वोपोद्रलनमयी कायमुद्‌भावयति, 
किचित्‌ जानामि, छिचित्‌ करोमीति । अत्र चाने तुल्येऽपि किचित्वे कस्मादि- 
दमेव किचित्‌ इत्यत्रार्थेऽभिष्वंगरूपः प्रमातरि देहादौ प्रमेये च गृणाद्यारोपणमय 
इव रागो व्याप्रियते । “` अत्रैव कस्मादभिष्वंगः इत्ययमर्थो नियत्या 


नियम्यत इति । 
--ईदवरप्रत्यभिनज्ञाविमशिनी ( भास्करी भाग) < २३७-३८ 


१. इन पाचों तत्त्वों के क्रमनेद का प्रमुख कारण पुरुषभेद के अनुसार प्रतीतिभेद 
है । जैसे कि कोट रागपूर्वेक जानताहैतो कोई जानकर राग करतारहै, इस 
प्रकार भिन्न-भिन्न शास््रकारों ने क्रमभेद का प्रतिपादन किया है। 

दे खियेस्वच्छन्दतन्त्र टीका--भाग ६, पृ ° ४६-४७ 
मेरी दृष्टि मे पहले कला तथा विद्या का होना आवश्यक है । क्योकि कतृत्व 
ओर ज्ञातृत्व प्रधान शक्तियाँ दै, उन्हीं का संकोच अन्य कचुक हैँ । इस सम्बन्ध 
में षटुधिशत्तत्वसंदोद्‌ इोक ७ भी उतल्लेलनीय है :~~ 








३२ परमार्थसार 


से जिसक्रा सर्वज्ञत्व समाप्तकर दियागयादहै एेेअग्‌ पुरषके स्वरूप 
काअच्छादन करने वेद, तया सोनेमें खोट के समान अन्तरग अर्थात्‌ 
निजीदहैँ। 


इसका स्वरूप इम प्रकार है । अभी ही जानता हं" इस प्रकार वह अणु 
( पुरुष } वतमान के रूपमे, या पहलेर्मैने चानाथा, यह जान रहाहं, 
यह जानुंगा' इस रूप मे तथा इसी प्रकार यह मैने करियाथा, कर रहा हू, 
करूगा' इस रूप में ज्ञान तथा क्रियाके स्वरूपसे पदार्थोको( भूत, 
भविष्यत्‌ वतंमान ) से कलिति-अवच्छिन्न-करता है, यही इसका काल 
( रूप कचुक् ) है' । ओर कुछ ही' -परिमितही कोकरपाताहै, सब 
कछ नहीं कर पाता, घट तो बना सकता है पर पटादि नहीं, यही इस अणु 
( परुष काकला तत्त्वहै।* यही इसप्रकार से नियत कारण से नियत 
कायंकी हीजो कामना हैजेमे किवल्विसेही धूमकी ओर अड्व- 
मेधादि यज्ञ से ही स्वर्गादिफलकीनकि सभीसे, इसप्रकार जिस 
नियत से अपने संकत्प के अनुसार क्रिये गये क्म॑समूह्‌ से उदित पुण्य- 
पाप से आत्मा नियमित होती है वही इस ( पुरुष) का नियति तत्व 


सम्पूणंकतूताया बह्वचः सन्ति शक्तयस्तस्य । 
संकोचात्‌ संकुचिता कलादिरूपेण रुढयन्त्येव ॥ 
कला सर्वकतूत्व को, विद्या सवंज्ञत्व को, राग पूर्णत्व को, काल नित्यत्व को 
ओर नियति स्वातन्त्र्य तथा व्यापकत्व को परिच्छिन्न कर देते टै । 

१. काल पू्वंपरकाक्रमरहै, वह ज्ञान, क्रिया तथा प्रमेयतीनोमेंदही क्रमकी 
उद्‌भावना करता है । काल को परिच्छेदकारी भी क्रम के उदुभावन के कारण 
ही कहा जाता है । 

२. कला तत्त्व के सम्बन्ध में उल्टेखनीय है :-- 

तत्सर्वकतूता सा संकुचितकतिपयार्थमात्रपरा। 
किचित्कर्तारममु कलयन्ती कीर्त्यते कला नाम ॥ 
--षट्त्रिशत्‌तत्त्वसंदोह, शयोक ८ । 
कला हि किचित्कतरंत्वं सूते स्वालिगनादणोः। 
तस्यारचाप्यणुनान्योन्यं ह्यंजनं सा प्रसूयते ॥ 
-- तन्त्रालोक, ६ प° १३६ 
सेयं कला न करणं मुख्यं विद्यादिकं यथा । 
पसि कर्तरि सा कर्त्री प्रयोजकतया यतः ॥ 
४ च्धही, प° १४९ 


योगराजकरृत विढ़ृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ३३ 


है" । पूरी तौरमे' इस रूप में यह जो अपूर्णं मानने का भाव है -यह्‌ सब 
मेरे उपयोग कारहै, मै (यह सव) हो, (मँ यह स) कभीनहींथा रेषा 
नहीं -वही पशु (पुरुष) का राग तत्व हैः । जो राग बुद्धि का धम है वह्‌ 
किसी एक पर, जसे करि कान्ता रूप विषय पर, दूसरों की व्यावृत्ति करके 
"यहां मेरारागहै' इस तरह केवल अभिष्वंग है, वह्‌ सब कुछ की कामना 
करने वाले रागतत्तव के समान नहीं हैः । ओर “जानता हं यह सामने 
विद्यमान किसी घटादिक को, नकि दूरस्थ ओर विप्रकृष्ट वस्तु को, विषय 
बनाता है, यही वियातत्तव है। शुद्ध विद्यासे भेद करनेके लियि कारिका 
मे अविद्या (पद) का उपादानकिया गयाहै, न किं वेदन का अभाव 
१. नियति के संबध में उल्टेवनीय है :-- 
नियतिः ममेदं कर्तव्यं नेदं कर्तंव्यम्‌ इति नियमनहेतुः । 
पराप्रवेशिका, पृ० ९ 
नियतिनियोजयत्येनं स्वके कर्मणि पुद्गलम्‌ । 

मालिनीविजयोत्तरतन्त्र, १।२९ 

नियतिनियोजनां धत्त विशिष्टे कार्यमण्डले । 
तन्त्रालोक, भाग ६, प° १६० 

नियच्छति भोगेषु अणूनिति नियतिः । 
तल्त्रालोकटीका, भाग ६, प° ४६ 
यस्य स्वातन्त्याख्या शक्तिः संकोचशालिनी संव । 
कृत्या़ृत्येष्वंशं नियतममुं नियमयन्त्यमून्नियतिः ॥ 
षडत्रिंशत्ततत्वसन्दोह्‌, पृ १२ 
२. राग तत्तव के संबन्ध मे उल्लेखनीय अवतरण :-- 

रागोऽपि रंजयत्येनं स्वभोगेष्वशुचिष्वपि । 
मालिनी विजयोत्त रतन्त्र, १-२८ 

कचित्तु कुरुते तस्मान्नुनमस्त्यपरं तु तत्‌ । 

रागतत्तवेमिति प्रोक्तं यत्तत्रैवोपरंजकम्‌ ॥ 
तन्त्रालोक, भाग ६, प° १५७ 
३. न च तदुवुद्धिगतमवैराग्यमेव, तद्धि स्थलं, वृद्धस्य प्रमदायां न भवेदपि, रागस्तु 

भवत्येव । बुद्धिधर्माष्टिकेऽपि च टृष्टोऽभिष्वंगः । 
ईव रप्रत्यभिन्ञाविम शिनी (भास्करी, भाग २) पृ° २३८ 
. 





(० 


ज ग - १ । 


षद ज्र 


॥ 
\\ 
॥ 








३४ परमार्थसार 


रहने के कारण ( अर्थात्‌ ज्ञान तो होता है! )।` माया के साथ भेदख्याति 
कराने वाले ये ६ पशु ( परुष या अणु) के कंचुकं ( आवरण, 
बन्धन) रैर ।१७॥ 
ये ६ कंचुक इस अणु ( पुरुष ) के अन्तरंग किष प्रकारै, यह 
बताते है -- 
कस्बुकमिव तण्डूलकणविनिविष्टं भिन्नमप्यभिदा 1 
1" भजते तत्तु विरुद्ध क्िवमार्गौन्म्ययोगेन ।। १८ ॥\ 
„८ 1 कारिकार्थ--तण्डुलकण में स्थित तुष भिन्न होकर मौ अभिन्न 
४, रहता है, पर वह्‌ शिव-मागं पर ओन्मुरययोग से विशुद्ध हो जाता है ।।१८॥ 
| विवल्यर्थ--वस्तुतः तुष ( भूसी ) भिन्न होने पर अभिन्न होकर 
चावलके दाने में स्थित रहता है, अभेद से चावल के भीतर तुष ओत प्रोत 
दिखाई देता है, कुशल व्यक्तियों दारा प्रयत्नपूर्वक फेकने पर भी चावल 
काअन्तरग होनिके कारण अल्ग नहीं रहता, उसी प्रकार यह्‌ मायादि 
कचुक, चावल की तरह अणु ( पुरूष ) का अन्तरंग होने के कारण, भूसी 
की भांति भिन्न होने पर भी, अभिन्न रूपमे पूर्णं संवित्‌ स्वरूप को आच्छा- 
दित करिये रहता है--यह (कारिका में) बचा हुआ है । पर यह दुनिवार भूसा 
दूर कंषे होताहै? दूसरा ओर कोई उपाय नहीं है यह पर (तू) से प्रकट 
होता है । शिव अर्थात्‌ 'स्वात्म-मटेश्वर' का यह जो मार्गं अर्थात्‌ परम अद्य 





१. विद्या तत्व के सम्बन्ध में उल्लेनीय अवतरण टै :-- 
सर्वज्ञतास्य शक्तिः परिमिततनुरल्पवेद्यमात्रपरा । 
ज्ञानमृद्‌भावयन्ती विद्येति निगद्यते वुधैरदयैः ॥ 
षडत्रिशत्‌तत्तवसन्दोह, इटोक ९ । 
२. श्रीक्रमोदय में भी इन पाचि कंचुकों को पाड कहा गया है :-- 
रागो माया कला विद्या नियतिः काल एव च । 
पंचकृत्याश्रयाः सर्वे पाशाइचेति प्रकीतिताः ॥ 
पाचों तत्त्वों तथा उनके कंचुक होने के संबन्ध मे महार्थमंजरी-टीका भी 
उल्केखनीय है :-- 
कला तस्य किचित्‌कनरं त्वहेतुः, विद्या किचित्‌ ज्ञातृत्वकारणं, रागो विषयेषु 
अभिष्वंगः, कालो भावाभावानां भासनाभासनक्रमः, नियतिः मम इदं नमम 
इदं इत्यादिनियमहेतुः, एतत्पंचकं च आगमेषु स्वरूपावरकत्वात्‌ कंचुक मित्युच्यते । 
--महार्थमंजरी-टीका, पृ ४९ 


योगराजङ्ृत विढृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ३५ 


चित्‌ आनन्देकधन मँ हं, यह विदव मेरी ही शक्तियों का विलासमात्र है- 
की सरणि है, उसके भ्रति दृदृता पूवक तत्परता ही योग अणु का पूर्णं होने 
के कारण स्वात्मा के साथ स्वस्वरूप सम्बन्ध--है जिससे "वहु" पूर्वोक्तं कचुक 
विशेषल्पमें शुद्धहो जाता है अर्थात्‌ स्वमेव पूरीतौरसे विरीन हो ८ 
जाता है। कहने का मतल्व है जव पशु परमेश्वर के शक्तिपातसे 
विशुद्ध हौ जाताहैतो वै ही महेश्वर हः इस आत्मज्ञान के आविष्कार से 
पशुत्व का निर्माण करने वाला कंचूक रूप आवरण अपने-आप विलीन हो 
जाताहै, स्वत्मज्ञान को छोड़कर नियति शक्ति से उत्पन्न किसी भी 
मायीय कमं की कुछ नहीं चती ( अर्थात्‌ स्वात्मन्ञान ही विशुद्धि का एक- 
मात्र उपाय रहै ।॥१८॥ 
उपर्युक्त अणु तथा भोक्ता का भोग्य अवश्य होना चाहिये--अतः 
प्रकृति^ से सम्बन्धित तत्त्व- सृष्टि को बताते हैँ :-- 
सुख-दुःख-मोह मात्रं निरचय-संकल्पनाभिमानाच्च । 
्रकृतिरथान्तःकरणं बुद्धि-मनोऽहङ्कृति क्रमश्षः ।। १९ ॥ 
कारिकार्थं -सुखदुःखमोहात्मिका प्रकृति है, ओर निश्चय, संकल्प 
तथा अमिमान से क्रमशः बुद्धि, मन ओर अहुकार हैँ ॥१९॥ 
विवृत्यथं - सत्त्व, रज तथा तम का सुखदुःखमोहा त्मक जो सामान्य 
रूप है जिसमे अङ्खाद्भधिभाव नहीं होता--वही मूककारण प्रकृति है । प्रकृति 
के बाद कार्यरूप अन्तःकरण का निदेश--निरचय इत्यादि से किया गया है । 


निर्चय अर्थात्‌ यह्‌ एसा है, संकल्प अर्थात्‌ मनन, अभिमान अर्थात्‌ , ममता 
ये क्रमशः बुद्धि, मन, अहंकारके रूपमे यह्‌ तीन प्रकार का अन्तःकरण 


१. प्रकृति भोग्य, दद्य या वेच है जिसका सृजन कठातत्तव से होता है :-- 
वेद्यमात्रं स्फुटं भिन्नं प्रधानं सूयते कला । 
--तन्त्रालोक, भाग ६, प° १७१ 
त्रयोविश्तिधा मेयं यत्कायकरणात्मकम्‌ । 
तस्याविभागरूप्येकं प्रधानं मूलकारणम्‌ ॥ 
~ ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी ( भास्करी भाग २) पृ० २३९ 
२. तुलनीय :- 
(क) अध्यवसायो बुद्धिः `` ` सांख्यकारिका २३, 














= ६ परमाथसार 


है । ये गुणों ( सत्व, रज तथा तम ) के अङ्खाद्खिभावसे कायं हँ तथा भूत 
ओर इन्द्रिय आदि की दुष्टिसे कारण है ।१९॥ 


बाह्य करण बताते हैँ :-- 
शरोत्रं त्वगक्षि रसना घ्राणं बुद्धीन्द्रियाणि श्न्दादो । 
वाक्पाणि -पाद-पायरुपस्थं कर्मेन्द्रियाणि पुनः} २०॥ 


कारिकार्थ--शब्दादि ( विषय ) कै लिये श्रोत्र, त्वक्‌, अख, रसना 
घ्राण, बुद्धीन्द्रिय है, श्रोर वाक्‌, पाणि, पाद, पायु जौर उपस्थ कर्मेन्द्रियं 
है ॥(२०।॥ 

विवत्यथं- शब्दादि विषयों का प्रतिपादन आगे करेगे । उनकी 
ज्ञानप्रधान पाँच श्रोत्रादि इन्द्रियां है, ओर पाँच क्रियाप्रधान इन्द्रियां है-- 
वागादि । व वन, आदान, विहरण, विसं ओर आनन्द कर्मेन्द्रियों के विषय हैँ। 
“सुनता हँ" कहता हं! इन दोनों तरीकों मे अहंकार का सम्बन्ध होने के 
कारण ( ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनो ही ) अहकार के कायं रैः ।(२०॥ 


१. तुलनीय :- 
बुद्धीन्द्रियाणि चकषुःश्नोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि । 
वाक्पाणिपादपायूपस्थान्‌  करमेद्दरियाण्याहुः ॥ 
-- सांख्य कारिका, २६ 
२. सात्विकाहंकारोपादनत्वमिन्दियत्वम्‌ । 
--सास्यतत्वकौमुदी, (दे° कारिका २६) 
तथा : -- 
सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहंकारात्‌ ॥ 
-- सांख्यकारिका, २५ 
प्रकाशला घवाभ्यामेकादशक इन्द्रियगणः सात्त्विकां वैकृतात्‌ सात्विकादहंका- 
रात्‌ प्रवर्तंते । 
--वहीं, सांख्यततत्वकौमुदी । 
दश इन्द्रियां तथा त्रिविध अन्तःकरण का संक्षिप्त प्रतिपादन अभिनवगृष्ने 
ईश्चरप्रत्यभिनज्ञाविमशिनी मेँ इस प्रकार किया है :-- 
वुद्धिरध्यवसायः सामान्यमाव्ररूपा, ग्राह्यप्राहकाभिमानोऽहंकारः, संकल्पादि- 
कारणं मनः--इत्यन्तःकरणं त्रिधा । बुद्धौ शब्दाद्यध्यवसायरूपायामूपयोगीनि 
बृदधीन्दियाणि पंच । कर्मणि तूपयोगीनि पच कर्मेन्ियाणि । तथा हि-त्यागो 


योगराजकृत विदृति का सटिष्फण हिन्दी अनुवाद ३७ 


एषां ग्राह्यो विषयः सूक्ष्मः प्रविभागवजितो यः स्यात्‌ । 
तन्मात्र पञ्चकं तत्‌ शब्दः स्पर्शा महो रसो गन्धः।॥ २१॥ 


कारिका्थं--इनका जो सूक्ष्म ओर विमागरहित ग्राह्य विषयहै, 
वह॒ पांच तन्मात्राए हँ : शब्द, स्पशं, तेज ( रूप ), रस, गन्ध ।२१॥ 
विवृत्यथं -जो इन इन्द्रियों का ज्ञेय--का्यके रूपमे माना जाने 
वाला विषय अर्थात्‌ गोचर--है वह्‌ विभाग से रहित अर्थात्‌ विेष से भिन्न 
साम।न्यस्वरूप सूक्ष्म अथं है । वह्‌ शब्दादि का सामान्य रूप अर्थात्‌ तन्मात्र 
है जैसे कि शब्दमामान्य या शब्दतन्माव्र । इसी प्रकार दूसरे भी (स्पशे- 
तन्मात्र आदि) हैँ । विषय ओर विषयी एक दूसरे की अपेक्षा रखते हँ अतः 
इन्द्रिय के समान ये पांच तन्मात्रं भी अहंकार से ही उत्पन्न हैँ ।॥२१॥ 
विषयों के परस्पर मिश्रण से पृथिवी आदि कायं उत्पन्न होते है, 
यह्‌ बताते हैँ :-- 
एतत्संसर्गवज्ञात्‌ स्थ्‌लो विषयस्तु भरुतपश्चकताम्‌ । 
अभ्येति नभः पवनस्तेजः सलिलं च पृथ्वोच॥ २२॥ 


कारिका्थं--इनके संसगं के कारण स्थूल विषय पांच मूत हो जाते 
हैं : अ।काश, वायु, तेज, जल तथा पथिवो ।।२२॥ 

विवत्यथं--इन (तन्मात्राओं) के संसगे अर्थात्‌ परस्पर संघषंकी 
शक्तिसे स्थल विषय ही भूत बन जाते हैँ । जसे कि शब्दतन्मात्र से शब्द- 
विशेष आकाश उत्पन्न होता है, शब्द ओर स्पशं से वायु, इन (शव्द ओर स्पशं) 
के साथरूपके मिलने से तेज, इनमें रस मिल्नेसे जल, ओर गंधमिलने 
से पृथ्वी, इस प्रकार पांच महाभूत पैदा होते हँ । कायंमेकारणके गुण 
होते रै, इस प्रकारये ( पंच महाभूत ) एक-एक अधिक गृण वाले होते है । 
कार्य-कारण-स्वरूपा यह प्रकृति परमेदवर की इच्छा से पुरुष के ल्यि भोग्य 


ग्रहणमिति द्यम्‌--बहिविषयं यत्‌ तत्र पाणिः, पायुः, पादः-इति करणानि । 
एतदेवान्तः प्राणे येन क्रियते तद्‌ वागिद्द्रियम्‌ । तत्क्षोभप्रशान्त्या विश्रान्ति- 
क्रियोपयोगी उपस्थः । सर्वदेहव्यापकानि च कर्मेन्द्रियाणि अहं ङ्कारविरेषात्म- 
कानि। तेन चछिन्नहस्तो बाहुभ्यामाददानः पाणिनैवादत्ते, एवमन्यत्‌ । केवलं 
तत्तत्स्फुटपुणंदृत्तिलाभस्थानत्वात्‌ पंचां गुलिरूपमस्याधिष्ठानमृच्यते । एषां च 
कार्यत्वेऽपि असाधारणेन करणत्वेन व्यपदेशः । 

( दे° भास्करी २, ट २४१ ) 








पी व के 
॥ य नि पः ०" त ति 








इ८' परमा्थंसार 


रूप में प्रवृत्त हुई है । छन्ती स तत्त्वों वाले जगत्‌ के प्रत्येकं तत्तव का इस 
प्रकार विभागपूर्वक निरूपण कर दिया गया है ।।५२॥ 


तुष इव तण्डुलकणिकःमावृणुते प्रकृतिपूवंकः सगं: । 
पृश्वीपयंन्तोऽथं चेतन्यं देहभावेन ।! २३ ॥1 


कारिकार्थ--जिस प्रकार दलिलका चावल के दानेकोढक लेताहे 
उसी प्रकार प्रकृति से लेकर पृथ्वी तक की सृष्टि चेतन्य को देहमाव से ढक 
लेती है ।\२३॥ 


दिवव्यथे- पृथ्वी तक का यह प्राकृतिक सर्ग, जिस प्रकार तुष 
अर्थात्‌ धान का छिलका चावलकेदानेको ठक लेता है, उसी प्रकार कंवुक 
( भीतरी छिलका ) के समान माया के कंचृकसे टके हुए चैतन्य को पुनः 
तुष ( बाहरी छिलके } के समान देहभावसे ढक केताहै, उस चैतन्यको 
प्राकार बनकर बन्दकरलेतादै। इस सृष्टिक प्रमाता सकल-करा अर्थात्‌ 
विशेष कार्यो तक की इद्दरियमात्राओंसे युक्त होने के कारण देहस्वभाव 
` कहलाते हैँ । जो स्थूल ( विषयों ) से रहित होते हैँ वे विदेह्‌ ओर प्रल्या- 
कल कहुकाते हैँ । इस प्रकार यह विश्व शिवसि प्रारम्भ कर सकल तक 
सात प्रमाताओं से युक्त हैतथा रद्र ओर क्षेत्ज्ञ से अधिष्ठित है ।॥२३॥ 





१, चिव, मन्त्रमहेश्वर, मन्तरैडवर, मन्त्र, विज्ञानाकल या विज्ञानकेवक, प्रल्याकल 
यां प्रख्यकरेवटी या शृन्यप्रमाता तथा सकल क्रमशः हिव, सदादिव, ईदवर, 
शुद्ध विद्या, महामाया, ( अर्थात्‌ जुद्धाविद्या से नीचे गौर मायासे उपर की 
अन्तरा स्थिति में), तथा प्रकृति-पुथ्वी तत्वों की स्थिति में मनि गयेदै। 
इन सात प्रमाताओं के संवन्ध में प्रत्यभिज्ञाहूदय, उल्टेखनीय है जिसमे प्रमाता 
के अतिरिक्त अधिष्ठाता तथा तत्तदवस्थाओं मेँ विद्व के स्वरूप का भी 
निदेश टै :-- 

तथा च सदारिवतत्वे अहन्ताच्छादितास्फुटेदन्तामयं यादृशं परापरशूपं 
विदवं ग्राह्यं ताइगेव श्रौषदारिवभद्रारकाधिष्ठितो मन्त्रमहेद्वराख्यः प्रमातृवर्गः 
परमेदवरेच्छावकल्पिततथावस्थानः । ईश्व रतत्वे स्फुटेदन्ताहन्तासामानाधिकरण्यात्म 
यादृक्‌ विष्वं ग्राह्यं तथाविध एव ईइश्वरभद्ारकाधिष्ठितो मन्त्श्व रवं: । विद्यापदे 
श्री मदनन्तभद्ररकाधिष्ठिता बहुशाखावान्तरभेदभिन्ना यथाभूता मन्त्राः प्रमातारः 
तथाभूतमेव भेदेकसारं विश्वेमपि प्रमेयम्‌ । मायोध्वे यादृशा विज्ञानाकलाः 
कतृं ताचून्यशुद्धबोधात्मानः, ताहगेव तदभेदसारं सकलग्रख्याकलात्मकः-पूरवावस्था- 
परिचितमेषां प्रमेयम्‌ । मायायां ृन्यप्रमातृणां प्रल्यकेवलिनां स्वोचितं 


४, दिवृति का सरिप्पण हिन्दी अनुवादं ३९ 


परमावरणं मल इह सुक्ष्म मायादि कञ्चुकं स्थलम्‌ 1 
बाह्य विग्रहरूपं कोशत्रयवेष्टितो ह्यात्मा ।1 २४ \ 


कारिकार्थं परम ( अन्तरंग ) आवरण मल ( आणव ) है, मायादि 
( छह ) सूक्ष्म कचुकरहँ बाह्य श्रौर स्थूल ( आवरण ) देहरूप है, यह्‌ 
आत्मा इससे-तीन कोशो से ढपी हुई है ।। २४॥ 


विवृत्य्थ-अपने स्वरूप की हानि जिसका स्वरूप है एेसी अस्याति 
ही चैतन्य का आणव मलटहै जो आन्तरदै, सोने में खोट की तरह अन्तरंग 
आवरण या आच्छादन दै चंकरि वह्‌ तदात्मा बनकर रहता दहै। मायासे 
लेकर विद्या तकके छह कंचुक आत्माका सूक्ष्म आवरणदहै, जसे कि 
चावल का छिलका ( कम्बुक ) जो उष्ठके पीठपर रहता है जिससे 
ज्ञातृत्व ओर कतृत्व का भदमय बोध होतादहै। यह मायीयमलदहै। 
इसकी अपेक्षा “बाह्य' अर्थात्‌ भृसी की तरह प्रकृति हारा निमित शरीर 
का अस्तित्वस्वरूप आवरणदै जोस्थूलदै, त्वचा, मांस आदि होनेके 
कारण । यह तीसरा कामे मल है जिससे प्रमाता शुभ ओर अशयुभ कर्मों 
के संग्रहका पात्र बनतादहै। इस प्रकार पर (आणव मल), सूक्ष्म 
( मायीय मल ) तथा स्थूल ( कामं मल )* इन तीन कोशो से दपी हुई 





प्रटीनकल्पं प्रमेयम्‌ । क्षितिपर्यन्तावस्थितानां तु सकलानां सवंतोभिन्नानां 
परिमितानां तथाभूतमेव प्रमेयम्‌ । तदृत्तीणंरिवभदरारकस्य प्रकाहौकवयपुषः 
प्रकाञैकरूपा एव भावाः । --प्रत्यभिज्ञाहदय, (जयदेवरसिह्‌) प° ४१-४२ 
मख्य रूप में सात भेद होने पर भी गौण--मृख्यता से विकल्प तथा समुच्चय 
से अनेकभेदभीमनेगयेदहैं। 
१ इन तीन मलों का विवेचन अन्यत्र निम्नांकित है :-- 
मलस्वरूप :- 
अज्ञानं किल वन्धृहेतुरुदितः शास्त्रे मलं तत्स्मृतम्‌ । 
--तन्वरसार, आ०१प्ृ०५ 
मलमज्ञानमिच्छन्ति संसारांकुरकारणम्‌ । 
तन्त्रालोक भाग १, प° ५८ 
योग्यतामात्रमेव॑तत्‌ भावव्यच्छेदसंग्रहे । 
मलस्तेनास्य न पृथक्‌ तत्त्वभावोऽस्ति रागवत्‌ 
- तन्त्रालोक ६, प° ५७ 











४९ परमार्थसार 


स्वात्मप्रच्छादनक्रीडामाव्रमेव मलं विदुः । 
-- मालिनी विजयवातिक, काण्ड २, १८६ 
आणव मरू :- 
संकोच एव पुंसामाणवमलमित्युक्तप्रायम्‌ । 
--स्वच्छन्दतन्त्रटीका, प° ५१९ 
स्वातन्त्यहानिर्वोधिस्य स्वातन्त्रयस्याप्यबोधता । 
द्विधाणवं मल्मिदं स्वस्वषूपापहानितः॥ 
--ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका (भास्करी २) पृ २४८ 
संविद्रूपे न भेदोऽस्ति वास्तवो यद्यपि ध्रुवे । 
तथाप्यादृतिनिर्हासितारतम्यात्‌ स॒ लक्ष्यते ॥ वदी 
मायीय मर :-- 
भिन्नवेद्यप्रथात्रैव मायाख्यं जन्मभोग्दम्‌ । 
--ईदवरप्रत्यभिज्ञाकारिका (भास्करी २), प° २४८ 
शरीरभुवनाकारो माथीयः परिकीतितः । 
-- तन्त्रालोक १, ५६ 
काभंमरु :-- 
देवादीनां च सवषां भाविनां त्रिविधं मलम्‌ । 
तथापि कार्म॑मेवेकं मुख्यं संसारकारणम्‌ ॥ 
--ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका, ३-२-१० (भास्करी भाग) १०२५३ 
कर्मतस्तु शरीराणि विषयाः करणानि च । 
-- वही, उदुृत, १९ २५५ 
त्रिविध मल :-- 
अप्रतिहतस्वातन्त्यषूपा इच्छाशक्तिः संकुचिता सती अपूर्णम्मन्यतारूपम्‌ 
आणवं मलम्‌ । ज्ञानशक्तिः क्रमेण संकोचात्‌ भेदे स्वंजञत्वस्य किंचिज्ज्त्वप्राप्तेः 
अन्तःकरणवुद्धीन्दरियतापतिपूर्वम्‌ अत्यन्तः संकोचग्रहणेन भिन्नवेद्यप्रथारूपं 
मायीयं मलम्‌ । क्रियाशक्तिः क्रमेण भेदे सर्वकतृं त्वस्य किचित्कतृं त्वाप्तेः 
कर्मेन्दियरूपसंकोचग्रहणपू वकम्‌ अत्यन्तं परिभिततां प्राप्ता बुभादयुभानुष्ठानमयं 
कःमेमलम्‌ । प्रत्यभिनज्ञाहृदय पृ० ६० । स्वातन्त्यहानिरूप आणव मल “विज्ञान 
केवलः मे, स्वातन्त्र्य का अबोधरूप आणव मल 'प्रलयाकलः ( जिनमे कामं 
मल भी रहता है ओर विकल्पसे मायीयभी) में तथा देवादि सभी संसारी 
प्रमाताओं मे त्रिविध मल मौर मुखतः कामं मल पाया जाताहै। इस संबन्ध 
में ईदवरप्रत्यभिज्ञाकारिका ३-२-६-१० ( भास्करी, भाग २, पृष्रु २५०-२५५ ) 
| द्रष्टव्य दहै । 





योगराज कृत विढृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ४१ 


आत्मा प्रकष्यामान ( अपरिमित) होने पर भी धर में प्रतिबिबित 
आकाशकी भाति संकुचितदहो जातीदहै ओर इसल्यि अणु ओर पु 
कहलाती है ।॥ २४॥ 

इन ( मलों ) से संबन्धके कारण वह्‌ ( प्रमाता ) उपहतसा हो 
जाता है, यह्‌ बताते हैँ :- 

अज्ञान-तिमिरयोगाद्‌ एकमपि स्व स्वभावमात्मानम्‌ । 

ग्राह्य-ग्राहुकनानाव चित्येणावनुध्येत ।॥ २५ ॥ 


कारिकार्थं --अज्ञानतिमिरसे संयोगके कारण, एक होने परमी 
अपने श्रात्म-स्वमाव के ग्राह्य ( विषय, प्रमेय ) तथा प्राहुक ( प्रमाता- 
विषयी ) के विविध वेचित्रय से ‹ युक्त ) समभने लग जात! है ॥ .२५॥ 

विवृत्यथे- तीनों कोगों ( मलों) से संबद्ध यह अत्मा आत्माज्ञान 
रूप अंधकार से संबन्ध के कारण "एक होने पर भी' अर्थात्‌ अदरयस्वभाव 
काहोते हये भी अपने, निजके दूसरेके नहीं, स्वभाव को अर्थात्‌ आत्म- 
सद्‌भावरूप चैतन्य को प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय के नानात्मक मेदप्रपंच के 
रूपमे जानने लगता दहै अर्थात्‌ अभेदके स्थानपर भेदका अभिमान 
करने लगता है। जंसेकि तिमिरसे प्रस्त व्यक्ति एक चन्द्रको देखने पर 
भी 'आकाशमें ये दो चन्द्रर्है' यह्‌ समन्ता हज दुनियाको भी इनदो 
चन्द्रो को देखो' इस तरह दिखाता है । वस्तुतः वह चन्धतो एकहीहै 
पर तिमिर दोषके कारण वैसा ( अर्थात्‌ दो ) प्रतीत होता है जिससे कि 
तिमिर दोष वलि व्यक्तिको इद्रेण या आनन्द होने ल्ग जातादहै। उसी 
प्रकार अज्ञानरूप तिमिरसे भेद-ज्ञान करने वाला ( प्रमाता) अपनेसे 
अभिन्न होने परभी सव कुछको भिन्न मानता, भिन्न कर्मफलकी 
कामना करता है जिससे उमे बारबार स्व्गं-नरकादि भोगों को भोगना 
पडता है । इसील्यि अज्ञान का तिमिरसे रूपक दिया गयाहै क्योकि 
( दोनों मे ) विपरीत का आभास होता है" ।॥२५॥ 

आत्मा के अद्रय को दृष्टान्त के दारा उदाहृत करते हैँ -- 


१. इस प्रसंग मे आचायं शंकर के अध्यासभाष्य से कुछ अवतरण उल्टेखनीय है --- 
अन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यात्मकतामन्योध्यध मदिचाध्यस्येतरेतराविवेकेन अत्यन्त- 
विविक्तयोः धर्मधमिणोः मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिधुनीकृत्य “अहमिद' 
"ममेदम्‌" इति नँसगिकोभयं लोकव्यवहार: ।--तथा च लोकेऽनुभवः-चुक्तिका हि 
रजतवदाभासते, एकदचन्द्रः सद्वितीयवदिति । प्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालास्तलम- 
लिनताद्यध्यस्यन्ति ए वमविरुद्धः प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्य।स : । 





अ प 


हरः 


- ` ---~ ~~~ - ---~- 














४२ परमार्थसार 


रस-फाणित-लकंरिक-गुड-खण्डाद्या ययेक्षुरस एव । 
तद्द्‌ अवस्थाभेदाः सवं परमात्मनः शंभोः । २६॥) 


कारिकार्थ-जेसे किं ( गन्नेका) रस, सीरा, शक्कर, गुड आदि 
ईखके हौ रसद, उसौ प्रकार सभो परमात्मा शंभु के श्रवस्था- 
भेद हैं ।। २६॥ 


विवृत्यर्थ- ईख के भेद रादि जसे एक इक्षुरस ही है क्योकि 
वस्तुतः माधुर्यं सभी मे पाया जाताहै, उसी प्रकार जाग्रत्‌ आदि अवस्था 
भेद, ग्राह्य-ग्राहुक प्रपंच रूप सभी भेद, परमात्मा.स्वस्वरभाव-शंभु अर्थात्‌- 
चैतन्यमहेदवरके ही है । बयोकरि वही भगवान्‌ सभी का जात्मभूतदहै ओर 
अपने स्वातन्व्यसे विभिन्न भूमिकाओंको ग्रहण किया करतादहै तथा 
ग्राह्य ( प्रमेय ) तथा ग्राहक ( प्रमाता ) आदि की विभिन्न अवस्थाओं 
से भेद-ग्रहुण करतादहै, जैसे कि गन्तेकारस। पर उपसे भिन्नकुछभी 
नहीं दै, अतः वह एक दही है क्योक्रि समी अवस्थाओों मे उसी सविद्‌ की 
अनुगति पाई जातीदहै। इस भकार सर्वत्र एकरूपता 'दिखाई १इने के 
कारणः प्रमाता सर्वद्रष्टा होता है। जेसाकि श्रीशम्भुभद्रारक ने 
(कहाहैः- ) 

“एक भाव सभी भावों का स्वभावदै, सभी भावोंका स्वभाव एक 
भाव दै, जिसने परमार्थतः एक भाव का साक्षात्कार कर लिया है वह्‌ सभी 
भावों का वस्तुतः साक्षात्कार कर लेताहै।' 


भगवद्गीता में :- 

“जिससे ( मनुष्य ) प्रथक्‌-पृथक्‌ सव भूतं मेँ एक अविनाशी भाव 
को विभागरहित रूपमे देता है उस ज्ञान को सात्विक समज्ञो ।' ॥२६॥ 

दूसरे दार्शनिकों द्वारा परिकल्पित भेद संवृति ( व्यावहारिकता ) 
के ल्यि स्वीकार होने पर भी सत्यभूमि मे नहीं माने गये, यह्‌ 
बताते हैँ :- 

विज्ञानान्तर्यामि-प्राण -विराड्देह-जाति-पिण्डान्ताः । 

व्यवहारमात्रमेतत्‌ परमार्थेन तु न सन्त्येव \ २७॥। 

कारिका्थे-- विज्ञान, अन्तर्यामो, प्राण, विराट्‌ देह, जाति ओर 


व्यक्ति तक, यह ( सब ) व्यवहार ही है, परमार्थतः इनकौ सत्ता नहीं 
है ।। २७ ॥ 


यौगराजकृत विवृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ४३ 


विवत्थथे--विज्ञान अर्थात्‌ केवल बोधसामान्य, उपाधिहीन ओर 
नामरूप से विहीन होकर भी, अनादिवासनाओं के जगने की विचित्रता 
के कारण नीलसुखादिके रूपमे, बाह्य प मे, नानात्वेन भासित होता 
है-यह विज्ञानवादी ( बौद्ध ) कहते है । 

"पुरुष ही यह सवर है", "यहां नाना कुछ भी नहीं है' इस युक्ति से 
सभी मे अन्तर्यामी परब्रह्म ही अनादि अविद्याके कारण भेदसे प्रकारित 
होता है-यह ब्रह्मवादी कहते हैँ । 

प्राण को ब्रहम बताने वाले दूसरे ( दाशंनिक } प्राणना ही विश्व 
को व्याप्त करके अवस्थित दै, प्राणना के अतिरिक्त ब्रह्मका दूमरा कोर 
स्वरूप नहीं है, इस प्रकार वरिमशपूर्वक शब्दत्रह्म का प्रतिपादन करते है। 

दूसरे मानते हँ किब्रह्मका सारभूत वैराज दहै जो विराइ्देह्‌के 
रूपमे है । जैसाकि कहा है :-- 

“जिसका अग्नि मुखदै, द्यौ सिरदै, आका नाभिदहै, पृध्वी 
चरण दै, सूये नेत्र है, दिशा श्रोत्र है, उस लोकात्मा को नमस्कार दै।' 
इत्यादि । 

वैशेषिक आदि कहते है कि महासत्ता रूप सामान्यात्मा वस्तु, जो 
सभी गुणों का आश्वय है, परमार्थतः सत्‌ है) 

दूसरे पिण्ड अर्थात्‌ व्यक्ति को ही परमार्थतः सत्‌ मानते हैँ । सामान्य 
नामक एक कुछ भी नही है जो अनेक गुणों का आश्चयहै, न इसे मानना 
युक्तिसंगत है क्योकि व्यवहार व्यक्तियों तक ही सीमित होताहै फिर 
सामान्य को मानने से क्था लाम ?--इस प्रकार नाना प्रकार के वृत्तिभेद 
से सामान्य को विवादग्रस्त बताते हये व्यक्तियों! का अनुगम नहीं होता 
है ओर दूसरा कोई अनुगति का ( सामान्यात्मा ) तत्त्व नहीं है, इत्यादि 
बहत सी बातें कहकर जाति को परमार्थं नहीं मानतेदहै। इस प्रकार 
विज्ञाने प्रारम्भ कर व्यक्ति तक के जितने भेददैँ वे सभी व्यवहारमात्र 
हं । इस स्वातन्त्यवाद के अनुसार प्रकाशमान वस्तु ( महेश्वर ) का 





१. न्याथ-वशञेषिक सामान्य को पर ओर अपरकेरूपमेंदोप्रकारका मानते । 
द्रव्य, गुण ओर कमं में रहने वाङी जाति पर सामान्य या सत्ता कहलाती है । 
सामान्यं द्विविधं प्रोक्त परं चापरमेव च । 

द्रव्यादित्रिकढृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते । 
-न्यायकारिकावली ( भाषापरिच्छेद ) १८ 











& परमाथंसार 


दूराव नहीं क्रियाजा सकता अतः ये ( विज्ञानादि ) भेद संवतिपत्यके 
रूपमे आमासमनरै, परमाथेतः इनकी सत्ता नहीं है अर्थात्‌ ये भेद 
सतत्व नहीं टै, केवल दूसरे दाडनिकों द्वारा परिकल्पित भेदके रूपमें 
विद्यमान दँ । अतः एक ही परमप्रकाश रूप परमार्थं वाला, स्वतन्त्र, 
चेतन महेश्वर है जो भिन्न-भिन्नल्पों मे प्रकाशित होता रहता है क्योकि 
उससे भिन्न दसरा तत्त्व अप्रकाश.-रूप होगा जो प्रकाशित नहीं हो सकता । 
जेसाकरि कहा गया है :- 

दाशेतिक प्रक्रिया के व्यसनी अपनी बुद्धियों से उत्प्रेक्षा करके 
जिस-जिस को "तत्त्व" कटते हँ वह्‌ आप ( महैख्वर ) काही तद्भाव 
( तस्य भावः तत्त्वम्‌ ) है, ओर कुछ नही, ओर सव तो विद्वानों का 
संज्ञाओं के व्यि विवाद मात्र है।'।। २७॥ 


अव श्रान्ति की असत्यता प्रतिपादित करनेके ल्ियि उदाहरण 
बताते हैँ :-- 


रज्ज्वां नास्ति भजङ्धब्रासं कुरते च मृत्यु पर्यन्तम्‌ । 
शरन्तेमंहती शक्तिनं विवेक्तुं ज्ञक्यते नाम ॥ २८ ॥ 


कारिकार्थ--रस्मो में सांप नहीं होता, पर मरने तक डर बनाये 
रखता, चन्ति की शक्ति महान्‌ है जिसका विवेचन करना संभव 
नहीं है ।। २८ ॥ 


विवत्यथ-- भ्रान्ति का स्वल्प है पूर्णता की अस्याति ( अप्रतीति), 
उसकी अतद्रूप के आभानमे महती या उत्तम शक्ति, सामथ्यं है जिसे 
कोई सोच तक नहीं सकता । जसा करि वस्तुदृष्टिसेन दिखाई १इ्‌ने पर 
भी लम्बाई ओर चक्करके रूपमे फेटके भ्रमसे "यह स्प॑है इसप्रकार 
रस्सी द्रव्यमे भी प्रमाताओंको असदर्थंका ज्ञान होना सपं की भ्रान्ति 
है जो सही वस्तुके ज्ञान से उत्पन्न मरण तक के भयको उत्पन्न कर देती 
है। यह अनुभवसे प्रसिद्धहै किटंठको भूत मानकर अथवा खृदही 
भीषण आकार बनाकर भ्रान्ति में पड़कर करईहूदयगतिके सुकजानेसे 
मरजातेरहैँ । अस्तु, भ्रम ही अपूर्णंताकी ख्यातिकादहेतुहै।॥ २८॥ 


इसी कौ प्रस्तुत प्रसंग में योजना करते हैँ :-- 
तदद्‌ धमधिमंस्वानिरयोत्पत्ति-मरण-सुख-दुःखम्‌ । 
वर्णाश्रिमादि चात्मन्यसदपि विश्रमबलाःदूवति ॥ २६ ॥ 


योग राजकृत विवरति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ४५ 


कारिका्थं- उसी प्रकार धमे-ग्रधमे, स्वगं-नरक, जन्ममृत्यु, सुख- 
दुःख, वर्ण-आश्चम, आदि असत्‌ होते हुये मौ आत्मा में चमके कारण 
प्रतीत होतेह ।। २९॥) 


विवृत्यथ-जिस प्रकार रज्जु वास्तविक सत्‌ होने पर भी सर्पके 
रूपमे जानी जाकरस्पेकी ही अर्थक्रियाको करतीरहै इसी प्रकार देह 
को आत्मा मानने वालों के दिल मे धर्मादि असत्‌ होने पर भी, तत्त्वतः 
अविद्यमान होने परभी, श्रमके कारण' अर्थात्‌ माया की मोहनशक्ति 
से "यही तत्व" है इस रूपमे भ्रान्ति दवारा सत्‌ बन जातेर्हैँ। धर्महै 
अख्वमेधादि, अधर्म है ब्रह्महत्यादि, स्वगं अनुत्तम आनन्द है, नरक दहै 
यातना, उत्पत्ति जन्म है, मरण जन्म का अभाव है, सुव आह्लाद 
है, दुःख राजस विक्षोभदहै, वणं ब्राह्मण हूं इत्यादि (भाव) है, आश्रम 
ब्रह्माचारी आदिके रँ आदि शब्द से तप, पूजा व्रत आदि अभिप्रतदहैँ। 
इस मबका सर केवल कत्पना है, ्रमकाखेल है, जिससे कि माया शक्ति 
से देहदिमे आत्माका अभिमानहोतादै। यहश्रमकी हीरक्तिहैकि 
पशु ( माया-प्रमाता निरन्तर स्वगे, नरक, जन्म-मरण के चक्रमे पड़ 
रहते ह, वस्तुतः आत्मा मे, जो करि अपरिमित चित्‌ आनन्द से परिपू 
है, धर्मािर्मादि कुछ भी नहीं है ।। २९॥ 


। ¬) प्रकार अव्रिद्यमान वस्तुके प्रतिभासनमें भ्रान्तिकी राक्ति 
का विवेचन करके उसकी उत्पत्ति बताते हैँ :- 


एतत्‌ तद्‌ अन्धकारं पद्‌ भवेषु प्रकाश्मानतया । 
आत्मानर्ति{रक्तेष्वपि भवत्यनात्माभिमानोऽयम्‌ ।॥ ३० ॥ 


१. इस संबंध में शांकरभाष्य उल्लेखनीय है :-- 
तथाहि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादीनि शास्राणि आत्मनि वर्णाश्रमवयोऽवस्थादि- 
विशेषाध्यासमाध्रित्य प्रवतंन्ते । अध्यासो नाम अतसिमंस्तद्वुद्धिरित्यवोचाम । 
तद्यथा-पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सक्रकेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति वाह्य- 
धर्मानात्मनि अध्यस्यति । तथा देहधर्मान्‌-स्थूलोऽहं कृशोऽहं गौरोऽह, 
तिष्ठामि, गच्छामि, लंघयामि चेति। तथेन्दरियधर्मान्‌-मूकः क्लवः बधिरः 
अन्धोऽहमिति । तथा अन्तःकरणधर्मान्‌-कामसंकल्पतिचिकरित्साध्यवसायादीन्‌ । 
/ एवमहंप्रत्ययिनम्‌ अजेषस्वप्र चारसाक्षिणि प्रत्यगात्मत्ति अध्यस्य, तं च प्रत्यगात्मानं 
 स्वंसाक्षिणं तद्िपर्ययेणान्तःकरणादिषु अध्यस्यति ।--ब्रह्मसूत्रगांकरभाष्य 
(निऽसा०) पृ०३-४। रेभं कारिकाके अन्तमेंदी हुई टिप्पणी भी देखिये। 














४६ परमार्थसार 


कारिकार्थ-यह्‌ (श्रान्ति) वहु अन्धकारहै जो पदार्थो में 
प्रकाशमान होनेसे ्रत्मासे अभिन्न (पदार्थो) को भो अनात्मा 
सभभता है ।॥ ३० ॥ 


विवत्य्थं -यह्‌ वह अन्धकार है अर्थात्‌ पूणेत्व की अप्रतीति-षूपा 
यह वह विश्वमोहिनी भ्रान्ति है जिसका अमी प्रतिपादन कर अथेह 
जो प्रमाता, प्रमेयके रूपमे विङवमें विद्यमान समी पदार्थो में प्रकाशमान 
है। “अप्रकाश प्रकाशित नदींहौ सकता अतः प्रकाशमानता की अन्यथा 
संगतिन होनेसे प्रकाशके गरीरभूत, आत्मा अर्धात्‌ चंतन्य महेश्वरसे 
अपृथक्‌ होने पर भी जो पदार्थो को अतिरिक्त, बाह्य ओर अहंसे भिन्न 
माना जातारै, वहु अ्रनात्मा का अभिमान वास्तविक चैतन्य रूप को 
हटाकर उन्हँ अवास्तविक, जड, बना देता है, अभिप्राय यह्‌ है: पदार्थो 
के प्रकाशनमें क्रिमी अप्रकाशह्प बाह्य वासनादिकोहेतु मानना असंगत 
है अतः स्वात्मप्रक्ाश ही स्वतन्त्र रहकर नील-सुख।दिके ह्प मे प्रकाशित 
होतादहै। प्रमाता ओौर प्रमेयके रूपमे चैेतन्यस्वरूप्मैँ ही प्रकाशित 
रहता ह यट नो वास्तविक रूपदहै वहतो प्रकाशित नदीं होता अपितु 
अवास्तविक्रभेद ही प्रकट रहतादहै। अप्तु, तात्िक प्रकाश का अभाव 
होने के कारण श्रान्ति का अन्धकार के साय रूपण किया गयाहै।। ३०॥ 

आत्मा में पहले अनत्माका अभिमान होता दहै फिर अनात्मामें 
आत्मा क, अभिमान होता है, यह्‌ प्रतिपादन करते हुवे भ्रान्ति की अत्यन्त 
मोहरूपता को बताते हैँ :-- 


तिमिरादपि तिमिरमिदं गण्डस्योपरि महा य्यं स्फोटः) 
यदनात्मरन्याप देहप्राणादावात्ममातित्वम्‌ ॥ ३१ ॥ 


कारिकाथं अनात्मा देह-प्राणादिमें आत्माका अभिमान होना 
अन्धकार , अन्धेन ) के ऊपर अन्धकार ( अन्धापन), ओर छले पर 
बड़ो फुन्सौ है ।॥ ३१॥ 
विवत्यथं पठे तो अव्याति-तिमिर एकसंवित्‌स्वरूप पदार्थो में 
भेदरूप जडता ला देतादहै जिमसे कि आत्मासे अभिन्न पदार्थं उससे 
भिन्न रूपमे आभासित होतेह, इसीलियि तिमिर ( अश्निदोष ) के समान 
होने से अस्थाति को तिमिर कहा गयादहै। जैसे चन्द्रमा एक होने पर भौ 
आंखों कं दोष, रेखा--निमिर,से दो लगना है वे दो चन्द । उसी 
प्रकार अष्याति रूपी तिमिर, आत्मस्वरूप सभी वस्तुओं के एक होने पर 


योगराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ४७ 


भी उन्हं अनात्माके रूपमे, भिन्नतया प्रकाशित करता रहता है । एेसी 
स्थिति में दसरा तिभिर यह्‌ आपड़ा, मोह मेँ एक ओर मोहं ओर फोड़में 
फुन्सी पैदा हो गथी कि अख्याति के द्वारा जिनका चित्‌स्वरूप हटा दिया 
गया था ओर जो विद्व के पदार्थं जड़ वना दयि गयेथे उन्हींमेसे कुछ 
जड, देहु-प्राणादि वेदय-खण्ड, मै कृश हं, स्थूल हूं, क्षुधित हं, सुखी हू, मँ 
कुछ नहीं, नहीं" आदिकेरूप मे अनात्मामें प्रमातरृनया आत्माभिमान 
करना अतद्रप को तद्रूप समञ्चना, यह्‌ ओर भी परेशानी है। 

अगर आत्मा का अध्यास के बिना प्रेशानीहै तो नील सुखादि में 
भी वही हो, अर्थात्‌ विषयमे आत्मा का अध्यास हो अथवा कहीं भी 
(आत्माका अध्यासनहो ) पर य्ह जो कुंछेकं जडं देह आदिमे, जो 
रदे के समानदहै, आ्माकेरूपमे अहन्तारस का अभिषेक दहै, तथा नील- 
सु्वादि को इद के रूप मे अनात्मा समक्लना है, यही पूरणं शोचनीय ससार 
है कि अभिमान (अध्यास) कं द्वारा उत्पन्न दन्द की पीड़ा पञयुजौ । प्रमा- 
ताओं) को खीचती रहती है। जसा कि योगिनी मदालसाने माकण्डेय 
पुराण ( १५-१८ ) मे कहा है :-- 

"वरती पर यान (सव'री) है ओौर सवारी परदेहदटै, देहपर 
दूसरा पुरुष वैढा है, फिर भी धरती पर उतनी ममता नही होत जितनी 
करि अपनी देह मे, यह अत्यन्त मूखंता दै ' ॥३१। 

इम प्रकार अध्याति के सामथ्यं से मिथ्या विकल्पों द्वारा (प्रमाता) 
अपने को किस प्रकार वांधता है, यह बताते है -- 


देह-प्राण विमश्ञंनधीक्ञान-न भःप्रपश्चयोगेन । 

आत्मानं वेष्टयते चिन्न जालेन जालकार इव । ३२॥ 

कारिकार्थं--आश्चयं है कि देह ओर प्राण के विमरशं, बुद्धि के निश्चय 
ओर आकाश के प्रपंच के माय अथना संबन्ध करके अपने को बाघ लेता है, 
जसे कि जाल से जालकार ॥३२॥ 


विवत्यथं -जिसकं चैतन्य को अस्याति विनष्ट कर देती है एेसा 
सभी प्रमाता अपने विकल्परूपों पाशो से व्याक आत्मा को भी वांधदेता 
है । केमे ? देह ओर प्राण के विम, वृद्धि कं ज्ञान, अर्थात्‌ निङ्चय, आकाश 
कं विस्तार के साथ देहादि के विकल्पना--सम्बन्धके द्वारा । जसे 
कृश, स्थूल, रूपवान्‌, पण्डित हू -आदिके रूपमे बालक, स्त्रियां तथा 











४८ परमार्थसार 


पामर खेतिहर अपने को कुछ-कुछ विवेक समश्चकर इस प्रकार के विकल्पों 
सेदेहकोही आत्माके रूपमे मानतेह। 

देह तो यहीं विनष्ट हो जाता, वह आत्मा कंसेहो सकता है? 
अतः जोभूवा, प्यासाहै वह हं -इस प्रकार प्राण को आत्मा मानने 
वले अपने को ओर भी अच्छा विवेचक समञ्जते हैं। 

देह ओरप्राण लौदेकं समान जड, इन्है आत्माकंसे मानाजा 
सक्रताहै? अतः पुवीहूदुःवीहं आदिकेरूपमेजो सुख ओर 
दुःखादि काज्ञान करता है, वह आत्मा है, इस प्रकार पूर्यष्टक को आत्मा 
मानने वाङ मीमांपक् आदिभी विवेचकों में श्रेष्ठ है। 

यह सुख-दखादिभी बुद्धिका धमे है, इसे आत्मा कंसे बतायाजा 
सकनताहै? अत दह्‌, प्राण, बुद्धि-रूप विकल्पों का जहां अभाव दहै वह्‌ 
आत्मा दै, यह शुन्यामिपानियोंकामतदहै। जो कुछ भी प्रकाशित होता है, 
वह्‌ अहं' नदींदहै अतः अप्रथाल्प ( अप्रकाशस्वरूप ) भून्य ही, जिसका 
स्वभाव सवक उ्ावुति करना है आत्मा है. यह्‌ ( कारिका के ) आकाश 
शब्द से अभिप्रेत है। यह लुन्यभी समाधि की स्थितिमें जब वेद्य बना 
लेते दैँतो "हम प्रह जन्य भी नहीं है' अतः एक दूसरे शून्य को आत्मा बना 
कर नेति' ^नेति' के रूपमे ब्रह्मवादियों हारा स्वीकृत विशिष्ट शृन्यका 
परित्याग कर शुन्यात्मता को प्रहणकर छेते, इस प्रकार कारिकामें 
आकाश कं प्रपंच' का निर्देश है । इस प्रकार संवित्‌ ( चैतन्य ) के स्वरूप 
कोनपासक्रनेसे गून्यको आत्मा मानने वाले योगी सुषुप्तिकी कन्दरा 
मे निमग्न होकर जडात्मातथा श्रान्त बने रहते हैँ ओर चंतन्यस्वरूप आत्मा 
को भी जडता से जकड़ देते ह| 

यह्‌ ( सव ) आइचयंकीवातदहै, या परेशानी है जिते मनुष्य स्वयं 
तो (अपने ल्ियि) नहींकर सकता। (पर स्वयं करताहै) इसवातका 
दृष्टान्त बताते हँ कि जम जालकार या मकड़ी अपने दवारा निमितफनसे 
जाल ( आवरण ) का निर्माण कर सवत्र विद्यमान आत्मा (या अपने 
रारीरको ) बाँध ठेताहै जिससेकि आगे चलकर विनष्टहो जाताहै, 
उसी प्रकार देह आदि को आत्मा माननेवारा अपने द्वारा कल्पित विकल्पों 
मे, मेरा आदि से अपनी आत्माको बाँधलेताहै जैसा कि बोद्धोंने 
कंहादै:- 


योगराकृत विदृृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ४९ 


अपना ( आत्मा ) मानने पर पराया कहखाता है । अपने ओर पराये 
केमेदसे परिग्रह ओर दरेषरहोतेदहैँ। इन्हींसे बेधकर सारे दोष पैदा 
होते है ।१ ।॥ ३२॥ 


१. इस कारिका के अन्तर्गेत विवेचित विषय की तुल्नाके लिये निम्नलिखित | 
अवतरण उल्टेखनीय है :-- ॥ 
“चैतन्यविशिष्टं शरीरमात्मा' इति चावकाः । नैयायिकादयो ज्ञानादि- ॥ 
गुणगणाश्चयं बुद्धितत्तप्रायमेव आत्मानं संसृतौ मन्यन्ते, अपवर्गं तु तदृच्छेदे , | 
शुन्यप्रायम्‌ । अह प्रतीतिप्रत्येयः सुखदु खाद्युपाधिभिः तिरस्कृतः आत्मा इति 
मन्वानाः मीमांसकाः अपि वुद्धावेव निविष्टाः । ज्ञानसन्तान एव तत्त्वम्‌ हति 
सौगता वुद्धिढत्तिषु एव पर्यवसिताः । प्राण एव आत्मा इति केचित्‌ श्रुत्यन्तविदः। 
असदेव इदमासीत्‌ इत्यभावन्रह्मवादिनः शुन्यभुवमवगाह्य स्थिताः । माध्यमिका 
अपि एवमेव । परा प्रकृतिः भगवान्‌ वानुदेवः तद्विस्फुलिगप्राया एव जीवाः | 
इति पांचरात्राः । परस्याः प्रकृतेः परिणापाभ्युपगमात्‌ अव्यक्ते एव अभि- 
निविष्टाः सांख्यादयस्तु विज्ञानाकलप्रायां भूमिमवलंबन्ते। सदेव इदमग्र 
आसीत्‌ इति ईइव रतत्तवपदमाध्रिता अपरे श्रुत्यन्तविदः । शब्दब्रह्ममयं पदयन्ती- 
रूपमात्मतत्त्वम्‌ इति श्रीसदारिवपदमध्यासिताः । > > > 
बुद्धितत्त्वे स्थिता बौद्धा गुणेष्वेवाहं ताः स्थिता; । 
स्थिता वेदविदः पुंस्यव्यक्ते पांचरात्रिकाः ॥ 
विहवोत्तीणं मात्मततत्वमिति तान्त्रिकाः । विरवमयम्‌ इति कुलाद्याम्नाय- 
निविष्टाः । विडवोत्तोर्णं विरवमयं चेति त्रिकादिदशंनविदः । 
-- प्रत्यभिज्ञाहूदय, सूत्र ८ की वृत्ति । 











तथा- 
देहमात्रं चंतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता जना लोक्रायतिकाश्च प्रतिपन्नाः । ( 
इद्दरियाण्येव चेतनान्धात्मेत्यपरे । मन इत्यन्ये । विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्येके । 
शून्यमित्थपरे । अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्तेत्यपरे । भोक्तैव । 
केवलं न कतत्येके । अस्ति | ईरवरः सर्वज्ञः स्वंशक्तिरिति केचित्‌ । 
आत्मा स भोक्तुरित्यपरे । 
--शांकरभाष्य ( नि० सा० ) पृ०६ 
सदानन्दकृत वेदांतसार मे श्रुति वाक्यों का आधार लेकर चार्वाक आदि के 
आत्मसंबंधी मतो का विवेचन भी तुलनाथं द्रष्टव्य टै। 
अतिप्राकृतस्तु "आत्मा वँ जायते पुत्रः इत्यादिश्रुतिः--पुत्र आत्मेति वदति । ॥ 
चार्वाकिस्तु--स्थूलं शरी रमात्मेति वदति अपरश्चार्वाकः --इद्रियाण्यात्मेति । 
च | 




















५० परमार्थसार 


देहादि में प्रमातृभाव से उत्पन्न, दुनिवार महामोह कँसे विनष्ट होता 
है ?--इसके उत्तर मे कहते रँ कि भगवान्‌ का स्वातन्त्य ही इसका 
कारण है :- - 


स्वज्ञानविभ उभासनयोगेनोदे्टयेन्िजार्मानम्‌ । 
{त बन्धमोश्चचित्रां क्रीडां प्रतनोति परमशिवः ॥ ३३ ॥\ 


कारिकार्थ परम शिव अपने ज्ञान-वेमव के प्रकाश का परिशीलने 
करने से श्रपने श्रापको बन्धनमुक्त छर लेता है, ओर इस प्रकार वह बन्धन 
एवं मोक्ष को विचित्र लोला रचता है" ॥ ३३ ॥ 


विव्यं - चैतन्य स्वरूप आत्मा का जो ज्ञान अर्थात्‌ अपने स्वा- 

तन्त्य का बोध है उसके "वैभव' अर्थात्‌ देहादिमे (आत्माके) अभिमान 
के विगलित होने से चित्स्वरूप मे परम अह न्ता--चमत्कार रूप स्वातन्न्य 
का विस्तार होता है-- मै चित्‌ आनन्दघन स्वतन्त्र हँ । उसी चित्स्वातन्त्य- 
स्वरूप वैभव का प्रकाशन "यह सब मेरा वैभवहै' इस प्रकार बाह्य माने 
जाते सव कृ का आत्मत्वेन स्वीकार है । उसका परिशीलन या विमं 
करते रहने से आत्मामं विमर्शं दृढ़ होता है। इसे अपने ज्ञान-वेभवके 
प्रकाश का परिशीलन करने से खुद अपने को (ओर किसी उत्पादित 
चैतन्य को नहीं ) जो देह, प्राण, पूर्ष्टक, शून्य के विकल्प-पाशों से जकड़ा 
हआ था, उसी को मै चैतन्यस्वरूप स्वतन्त्र हं इस प्रकार के विमशेसे 
भगवान्‌ फिर चड़ देते है, बन्धन से मुक्त कर देते हँ । अतः अल्याति कौ 





अपरश्चार्वाकः प्राण आत्मेति वदति । अन्यस्तु चार्वाकः-- मन आत्मेति वदति 
बौद्धस्तु वृद्धिरात्मेति वदति । प्राभाकरताक्रिकौ तु--अज्ञानमात्मेति वदतः । 


भाद्रस्तु- अज्ञानोपहितचैतन्यमात्मेति वदति । अपरो बौद्धः- शून्य- 
मात्मेति वदति । 
--वेदांतसार, प° ७२-७९ 
१. देवः स्वतंत्रश्िद्रूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः । 
रूपप्रच्छादनक्रीडायोगादणुरनेककः ॥1 


-- तन्त्रालोक, भाग ८ । आ० १३, १०३ 
२. सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः । 
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ।। 
प्रत्यभिज्ञाय, सू० १२ के अन्तगंत उद्धृत । 


योगराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ५१ 


शक्ति से जो आत्मा पर देहादिका आवरण आया था, वह ख्याति के बल 
से विनष्टहो जाताटहै। इस प्रकार ( बन्धन का) इतना दोष स्वयंके 
विकल्पो द्वारा कत्पित होता है । जे्ताकि ग्रन्थकार ने तन्त्रसार में प्रति- 
पादित किया है :-- 


'पञ्ुजन ( प्रमाता ) का यह सोचना किरम जड़ हुं, कर्मोँसे जकड़ा 
हू, मलिन हूं, दूसरों से संचारित ( प्रेरित ) हूं, दूसरे दृढ निचय ( कि-- 
मै स्वतन्त्रं )कोपाजाने की युक्ति से उसे ( पञ्युजन को ) पति, विश्व 
वपु तथा चेतन्यस्वरूप बना देता है ।' 


भगवान्‌ बन्धन ओर मोक्षक्यों कर करते? जेसाकि पहिले 
प्रतिपादित कर चुके ह पूणं चिदानन्देकघन स्वतन्त्र महेश्वर अपने स्वरूप 
के गोपन की क्रीडा के स्वभाव से अख्याति का प्रकाशन कर अपनेकोही 
देहादि-प्रमातृभाव से युक्त करके स्वरूप को ढँककर बन्धन रच डार्ते हँ । 
ओर फिर अपनी इच्छा से आत्मज्ञान का प्रकाशन करते हुये देहादिमें 
प्रमातरृभाव का बन्धन हटाकर, वही अपने को मक्त करलेतेहैँ। इस प्रकार 
दोनों तरह से बन्धन ओौर मोक्ष का, संसार ओर अपवगं का, आइचयंमय 
लेक ( विचित्र क्रीड़ा ) खेलते रहते हैँ-- मै एकाकी नहीं खेलता' ( यह 
सोचकर )† । यह्‌ शिव का स्वभावहीहै कि अपने स्वल्प में स्थित रहते 


१. कारिका के सम्पूणं सन्दभं की तुलना निम्नांकित उद्धरणों से की जा 

सकती है :- 

(क) लोकवत्तु टी लाकंवल्यम्‌ । -- ब्रह्मसूत्र २-१-३३ 

यथा लोके कंस्यचिदाप्तेषणस्य राज्ञो राजमात्यस्य वा व्यतिरिक्तं किचित्‌ 
प्रयोजनमनभिसंघाय केवलं लीलारूपाः प्रवृत्तयः क्रीडाविहारेषु भवन्ति, यथा 
चोच्छ्वासप्रश्चास) दयोऽनभिसंघाय बाह्यं किचित्‌ प्रथोजनं स्वभावादेव संभवन्ति । 
एवमीश्वरस्यापि अनपेक्ष्य किचित्प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीलारूपा 
प्रदृत्तिरभविष्यति । > > > यद्यप्यस्माकमियं जगदूबिम्बरचना गुरुतरसंभ- 
वेवाभाति तथापि परमेश्वरस्य टेव केवलेयम्‌, अपरिमितशक्तित्वातु । 

--शांकरभाष्य, वही 

(ख) सास्यदर्शन मे यह लीकाव्यापार पुरुष नहीं अपितु प्रकृति-नटी 
करती है। पुरुष का वंधन-मोक्ष नहीं होता, प्रकृति ही अपने को रवाधती- 
छोरती रहती है । 

















५२ फरमार्थंसार 


हये भी विभिन्न भूमिकाओं को धारण कर सभी मे अनुभाविताके रूपमे 
प्रकारित रहते हैँ ।--यह स्वातकत्य है ॥ ३३ ॥ 

यही नहीं, अपितु जो दूसरे अवस्थाभेद है वे भी महेश्वर के आत्म- 
स्वरूप मे विश्रान्त होकर ही प्रकाशित होते है, यह प्रतिपादित करते हैः-- 


सृष्ट स्थिति-संहारा जाग्रत्स्वप्न सषुप्रमिति तस्मिन्‌ । 
भान्ति तुरीये धामनि तथापि तेनावृतं भाति ॥\ ३४ ॥1 


कारिकार्थ--सूष््टि, स्थिति, संहार, जागरण, स्वप्न ओर सुषुप्ति उस 
तुरीय ( चतुथं ) धाम ( अवस्था ) मे प्रकाशित रहते है, किन्तु ( तुरीय ) 
उनसे आवत नहीं होता । ३४ ॥ 

विवत्यर्थ--विरव की दष्टि से जो सृष्टि आदि हैँ तथा मायाप्रमाता 


(जीव) की दृष्टि जो जागरण आदिकी अवस्था, वे दोनोही 
त 
संगस् द्यित्वा निवर्तते नेको यथा त्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकार्य विनिवतंते प्रक्तिः ॥ 
-- सांख्यकारिका, ५९ 
तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च॒ नानाश्चया प्रकृतिः ॥ वहीं, ६२ 
रूपैः सप्तभिरेव तु वध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः । 
सव॒ च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येकल्पेण । -- वहीं, ६३ 
(ग) सृष्टि-तिमित्त के वंध भें गौडपादकारिकाए" भी उल्टेलनीय है 
विभूति प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः । 
स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्यैविकल्पिता ॥ 
इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः । 
कालात्प्रसूति भूतानां मन्यन्ते कारचिन्तकाः ॥ 
भोगार्थं सूर्टिर्स्यन्ये क्रीडाथंभिति चापरे} 
\ देवस्यैव स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥ 
गौडपादकारिका, १७-९ । 
बन्धन-मोक्ष के संबन्ध मे भी गौडपाद की कारिका उल्लेखनीय है :- 


न विरोधो न चोदत्तिनं ब्द्धोन च साधकः। 
न॒ममकषुनं वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥-- वहीं २, ३२ । 





योगराजकृत विदृति का सरिप्पण हिन्दी अनुवाद ५३ 


आनन्दघन इस ईइवर म अर्थात्‌ तुरीय घाम या चतुथं पद, जो पूणं अहन्ता- 
रूप है, म प्रकारित होती हैँ--उसी ( तुरीय ) में विश्रान्त होकर कल्पित 
प्रमाता की दुष्टिसे बाह्यसूपमें स्वरूपलाभ करती हैँ । जो परमेश्वर को 


लित रिति ( धाम, पद, आधार ) में प्रकाशित नही दै वह्‌ बाह्यरूपमें भी 


> क 


प्रकाशित नहीं हो सकता । अतः 

"तीनों मे चतुर्थं पद (तुरीय धाम) तेलकी तरह व्याप्त है।' 
( शिवसूत्र ३।२० } के अनुसार सभी अवस्थाओंमें तुरीय रूप अनुस्दूत है । 
यही परमार्थं है । पर क्या इन ( अवस्थाओं) से उस (तुरीयधाम)का 
स्वरूप आच्छादितहो जातादटै? इसीके उततरमें कहनाहै कि वह्‌ 
( तुरीय ) उनसे आवृत नहीं हो ता' । इन तीनों से परे होने के कारण सभी 
का अनुभविता होने के कारण ( तुरीय धाम ) सवत्र प्रकाशित अवश्य होता 
है ओर उन ( तीनों अवस्थाओं ) को व्याप्तभी किये रहताहै ( अथवा 
तीनों से आवृत रहता है ) तथापि उनके आवरण से उसके पूणैस्वरूप का 
तिरोधान नहीं होता । अस्तु, शिवधाम सभी अवस्थाओं मे सदा परिपूणं 

इता है ° ॥ ३४॥ 


उपनिषद्‌ के शब्दों मे जाग्रत्‌ आदि तीन ( अवस्थाओं ) का स्वरूप 
बताते हुये, इनमे अनुस्यूत होकर भी तुरीय इन ( तीनों ) से परेहै, यह 
निवेदित करते है :-- 

जाग्रहिश्वं भेदात्‌ स्वप्नस्तेजः प्रकाशमाहात्भ्यात्‌ । 

पराज्ञः सुप्षावस्था ज्ञानघनत्वात्ततः परं तुम्‌ ।॥। ३५ ॥ 

कारिका्थं--जागरण, मेद होनेसे, विश्वह । स्वप्न, प्रकाशकौ 
महिमा के कारण, तेज ( श्रवस्या ) है ' सुषुप्ति भ्रवस्था, ज्ञानघन होने से, 


प्राज्ञ है । तुरीय इससे परे है ?: ।॥ ३५ ॥ 


१. माण्डूक्योपनिषत्‌ मेँ तुरीय पद का उल्लेख इस प्रकार है :-- 
नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं च प्रजनं नाप्रज्ञम्‌ । 
अद्रयमव्यवहार्यंमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेदयमेकात्मप्रत्ययस!र 
परपंचोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते, स आत्मा स विज्ञेयः । 
-- माण्डूक्योपनिषत्‌ १-७ । 
२. इन तीनों अवस्थाओं का माण्ड्क्योपनिषद्‌ तथा कारिका मे वर्णन इस 
प्रकार है :- 











५४ परमार्थसार 


विवस्य्थं- जाग्रदवस्था ही विशव अर्थात्‌ ब्रह्मका विराट्‌ स्वरूप 
है । क्योकि, महेश्वर ने जिन पांच शब्दादि विषयों की भिन्नतया सृष्टिकी 
है, उसी के सम्बन्ध म चक्षु आदि इन्द्रियां प्रवृत्त होती हैँ । इस प्रकार एक 
ही ब्रह्म विषय ओौर विषयी के रूप में स्थित है ससे इन्द्रियज्ञान के नाना 
वैचित्य ( उत्पन्न होति ) है । अत्तः शिवसूत्र ( १-८ ) मे (कहा है कि) 
ज्ञान जागरण है। इसी को ब्रहम की विराट्‌ अवस्था माना जाता है। जेसी 
कि श्रुति है :-- 

'जो+ सब ओर नेत्रो वाला, सव ओर मुखो वाला, सव ओर भुजाओं- 
वाला ओर सब ओर पैरोवाला है । बह एक देव द्यौ ( ुलोक ) ओर पृथ्वी 
को उत्पन्न करता हुआ । ( मनुष्य-पक्षी आदि को } दो भुजाओं ओर पतत्र 
( परो एवं पंखों ) से युक्त करता है ।' श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ३-३ 

स्वप्न ब्रह्म की तेजोऽवस्था है । वथोकि उसमे प्रकाश की महिमा 
रहती है । स्वप्न में बाह्य इन्द्रियां शब्दादि विषयों में प्रवृत्त नहीं होती, ओर . 
न परमार्थतः ( उस स्थिति मे ) बाह्य शब्दादि होते ओरनबाह्यरूप 
म अध्यवसाय ( ज्ञान ) करने के लिय अविद्यादि किसी प्रकारका (विषयों 


(क) जागपितस्थानो बहिःप्रज्ञः सक्ताग एकोनविंशतिमुखः स्थुलभुग्‌ वैश्वानरः 
प्रथमः पादः ।--१-३ 
स्वप्नस्थानोऽन्तःपरज्ञः सक्तांग॒ एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्‌ तजसो 
द्वितीयः पादः । 
यत्र सृपो न कंचन कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुपुप्म्‌ । सृपुप्त- 
स्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभृक्‌ चेतोमुखः प्रज्ञस्तृ- 
तीयः पादः । 
एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वेस्य प्रभवाप्ययौ हि 
भूतानाम्‌ । 
-- माण्ड्क्योपनिषत्‌, -१-३-६ 
बहिःप्रज्ञो विभूविदवो हचन्तःप्रजञस्तु तंजसः । 
चनप्रजञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः ॥ 
विश्वो हि स्थूलभुडः नित्यं तेजः प्रविविक्तभुक्‌ । 
आनन्दभुक्‌ तथा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निबोधत ॥ 
-- गौडपादकारिका १-१-३ 
१. प्रकाशित उपनिषद्‌ मेँ ( देखिये, गीताप्रेस तथा रामहृष्ण मठ के संस्करण में ) 
ध्यो विश्वचश्षु' के स्थान पर 'विइ्वतश्चशषु' पाठ है । 





योग राजकृत विढृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ५५ 


से ) भिन्न अथवा अभिन्न कारण मौजूद रहता है, ओरन किसीकारणको 
सोचा जा सक्ता है। तथापि स्वप्न में सब कुछ प्रतीत होता है । अतः यह 
अर्थापत्ति से सिद्ध होता है रि वही स्वात्मस्वल्प भगवानु विभिन्न प्रमातृ 
भराव धारण करके स्वप्न बनकर अपनेकोरही, प्रकाश्च की स्वतन्त्रताके 
कारण, गृह्‌, “नगर, अटारी आदि ( विभिन्न अधिकरणो ) मे अनेक प्रमा- 
ताओंके रूपमे अपनेको विभाजित करके प्रत्येक प्रमाताके स्वप्नमें 
असाधारण ( स्व॑सामान्य नहीं अपितु असामान्य ) विश्व को प्रकादित 
करता है ।› ब्रह्मवादियों ने उपयुक्त रीतिसे स्वप्न मेही ( जागरण मे 
हीं ) ब्रह्म के स्वातन्त्य को स्वीकार क्ियाहै । क्योकि वेदान्त में यह्‌ कहा . 
गया है: 'अपनेसे अपनेको बाट कर भिन्न-भिन्न पदार्थोकी सृष्टि कर 
स्वेदवर एवं सरव॑मय स्वप्न में भोक्ता हो जाता है ।' 

प्रकाश की महिमा ही इस ( स्वप्न-सृष्टि ) काहेतु है, अतः स्वप्न 
* ब्रह्म की तेजोऽवस्था है तथा प्राज्न सप्तावस्था है' सभी प्रमाताओंकीजो 
सुप्ताव-था, सुषुप्ति है वही प्राज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्म की प्राज्ञावस्था है । क्योकि 
ग्राह्य ( प्रमेय ) एवं ग्राहक ( प्रमाता ) के प्रपच के विलीन हो जानेसे सभी 
्रमाताओं के लिये सुषुप्त महाुन्यस्वरूप होता ह जिसमे ग्राह्यादि के विलय 
होने पर उनका संस्कार ही देष रहता है । सृपुप्त में विव के बीजभूत 
ब्रह्म की ही प्रज्ञा रहती है अर्थात्‌ ब्रह्म दी प्रज्ञाता के रूपमे अन्यतम देष 
रहना है । यह ( सृषुप्ति ) सभी प्रमाता के चयि नीलसुखादिके रूपमे 
विश्व -वेचिव्य-प्रकाशा की संस्कारभूमि है क्योकि उससे उटठ्कर प्रमाताका 
व्यवहार, पिले अनुभूत की तरह्‌ देखा जाता है । अन्यथा याद इस भूमि 
मे स्थिर प्रज्ञाता कै स्वभाव वाला ब्रहम सभी को अन्तः स्थित करके प्रका- 
शितन होता तो उस ( सुपुप्त अवस्था ) से उठनेवाले प्रमाता को पहले 
अनुभूत वस्तु के सम्बन्ध में यद्‌ वेसी ही दै' यद्‌ अनुभूतपूवं की स्मृति कंसे 
वैदा होती-ओर न यह्‌ अनुभव भी पेदा होता कि म सुख से सोया था", 





१, जागरण ओर स्वप्न के भेद के संबन्ध में निम्नांकरित कारिकाए उतल्लेवनीय हैँ: 
मनोमात्रपथेऽप्यक्षविषयत्वेन विश्रमात्‌ । 
स्पष्टावभासा भावानां सृष्टिः स्वप्नपदं मतम्‌ ॥ 
सर्वाक्षगोचरत्वेन या तु बाह्यतया स्थिरा । 
सृष्टिः साधारणी सवप्रमातृणां स जागरः ॥ 
--ईश्व रप्रत्यभिज्ञाकारिका ३-२-१६-१७ 


इस पर अभिनवगुस की विमशिनी भी द्रष्टव्य है । 














५६ परमार्थसार 


याद्ुःखसेसोयाथा'या गहरे मोह मे डूब गया था" । जैसा कि यह्‌ 
दिषाकरवत्स ने कहा दै :--यदि सभी अनुभूत विषय तुम्हारे आत्मा को 
देकर ( आत्मतत्त्व से एकीकृत कर ) अन्तः सुरक्षित न हो जये तौ अनुभूत 
वस्तु का विलोपन करनेवाटी किसी प्रकार कीस्मृतिहीनपेदाहो सके । 
अतः सुपुप्त चिन्मय रहकर ही ब्रह्म की प्राज्ञावस्था माना जाता है क्योकि 
यह्‌ ( अवस्था ) ज्ञान से घन होती है । सुषुप्त ओर तुरीय दोनों अवस्थाओं 
का यह ( ज्ञानघनत्व ) साधारण हेतु, दै अतः ( कारिकाके इस पद की) 
योजना दोनों से करनी चाहिये । सुषृप्तदया ज्ञानवना अर्थात्‌ प्रकाशमूति 
है, वह विश्वभ्रल्य के संस्कारसे मलिन होती है अतः चुद्ध चिन्मय नहीं हो 
पाती । जैसा कि स्पन्दशास्त्रमें कटा है :-- 


“ज्ञान-ज्ञेय-स्वरूपिणी परम शक्ति से युक्त विभू दो अवस्थाओं (जाग्रत 
ओर स्वप्न ) में प्रकाशित रहता है, अन्यत्र ( दूसरी अवस्थाओं में) तो वह 
चिन्मय रहता है ।' ( स्पन्दकारिका, १-१८ ) 


ओौर "दस सुपुप्तसे परे है तुरीयः । सारे पाशव संस्कारो कै क्षीण 
हो जाने से शुद्ध तथा पूणं आनन्दमय ब्रह्म का चतुर्थं खूप है जो कि उपयुक्त 
है। यह्‌ संजा कुछ सार्थक है क्योकि जिन तीन अवस्थाओंका प्रतिपादन 
किया गया है उनकी विश्रान्ति इसी में होती है ओर सभी की आन्तरिक 
होने से उनमें यह व्याप्तहै। चार की संख्या कोपूराकरनेसे यह “"तुर्यै' 
( चतुथं ) है अतः क्रमसूचक प्रत्यय के द्वारा यहाँ संख्या का निदेश किया 
गया है। तीनों अवस्थाओं मे व्याप्त होने पर भी यह उनसे परे कंसे है? 


१. सूषुप्ि का निरूपण करते हये अभिनवगु् ने उसके दो भेद अपवेद्य या शून्य 
तथा संवेद्य बताये है, तथा उसका प्रलयादि तथा जागरण ओर स्वप्न से भेद 
भी स्पष्ट किया है । --देखिये ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी ( भास्करी, भाग २ ) 
प° २६५, २६९-२७३, उन्होने प्रथम तीन अवस्थाओं जाग्रत्‌, स्वप्न तथा 
सुपृ्षिकोटेय कहा है क्योकि इनमें वेद्य का स्फुट या अस्फुट अवभास रहता 
है तथा उनके संस्कार शेष रहते हँ तथा सुखदुःखादि के अनुभवोंसे टकार 
नहीं निल्ता :-- 

सुषुप्तादौ तु संस्काररूपल्वास्फुटवेद्योल्लासस्फुटवे्यावभासरूपस्य भेदस्य 
विद्यमानत्वात्‌ अस्ति सुखदुःखादिवंचिव्यम्‌ इति हेयतंव । -- वहीं, प° २७६ 
२. चतुर शब्द में यतु प्रत्यय लगाकर आद्य चदे लोप होकर 'तुयं' ओर चतुर 
@ से आद्यलोप के अनन्तर ^तुरीय' शब्द बनते हैं । 


योगराजकृत विदृति का सरिप्पण हिन्दी अनुवाद ५७ 


इसका उत्तर है : ज्ञानघन होने से" । जाग्रत्‌ आदि सभी अवस्थां भेद- 
प्रधान होनेके कारण प्रमानाओंके ल्यि अज्ञानमयी है पर तुरीय, ग्राह्य 
ग्राहक के वेषम्य तथा प्रलय के संस्कार विनष्टहो जाने से, ज्ञानघन, प्रकाश 
तथा आनन्द की मूति है, अतः उन तीन अवस्थाभओोंमे रहने पर भी उनसे 
चिन्मयताके कारण परे होने से पर अर्थात्‌ भिन्न दहै। अस्तु, विभिन्न 
अवस्थाओं वाला, परम अदय स्वभाव का स्वतन्त्र ब्रह्महरी पूणं रहकर 
प्रकट रहता टै ।। ३५ ॥ 
शुद्ध परमात्मा सभी प्रमाताओं में व्याप्त होकर विद्यमान है तव तो 
अवदय ही प्रमातृसमुदाय मेँ रहनेवाले मालिन्य को प्राप्त करता है, इसका 
खण्डन दृष्टान्त द्वारा प्रष्तुत करते है :-- 


जलधर-धूम-रजोभिमंलिनीक्रियते यथा न गगनतलस्‌ । 
तद्रन्मायाविकृतिभिरपराप्ृष्टः परः पुरुषः ।। ३६ ॥ 


कारिका्थं- जते मेघ, धूम ओर धूल आकाशतल को मलिन नहीं 
बना पाते उसी प्रकार मायाके विकारोंसे परम पुरुष अष्टूता रहता 
है' ।। ३६ ॥ 

विवृत्य्थं - जसे मेव, धूम ओर धूलि पुंज के आकाश मे रहने पर 
भी उनके द्वारा स्वभावतः निम॑ल आकाशःपृष्ट को मलिन नहीं बनाया जा 
सकता ओर न उसकी नित्यता ओर विस्तार ( व्यापकता ) को खण्डित 





“१. तुलना के चयि ब्रह्मसूत्र 'न तु दृष्ट न्तिभावात्‌ ।' --२-१-९ द्रष्टव्य दै तथा 
इसका शांकर भाष्य उत्लेखनीय दहै :-- 

सन्ति हि दृष्टान्ता यथा कारणमपि गच्छत्का्यं कारणमात्मीयेन धर्मणन 

दूषयति । तद्यथा शरावादयो मृत्प्रकृतिका विकारा विभागावस्थायामृच्चावच- 

मध्यप्रभेदाः सन्तः पुनः प्रकृतिमपि गच्छन्तो न तम्‌ आत्मीयेन धार्मेण संसृजन्ति । 

रुचकादयश्च सुवर्णविकारा अपीतौ न सुवण मात्मीयेन घर्मेण संसृजन्ति । > > > 

अस्ति चायमपरो दृष्टान्तो यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि 

कारेषु न संस्मृ्यते, अवस्तुत्वात्‌ । एवं परमात्मापि = 2 न संस्पृदयते 

इति । यथा च स्वप्तटगेकः स्वप्नदर्शनमायया न्‌ संस्पृश्यते इति, प्रबोधसंप्रसाद- 

यो रनन्वागतत्वात्‌ । एवमवस्थात्रय साक्षयेकोऽव्यभिचार्येवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा 


न संस्पृश्यते । 
--शांकरभाष्य ( नि° सा० ) पृ १९०-९१ 


























(त ` परमार्थसार 


किया जा सक्तादै। विभिन्न अवस्थाओंसे चित्रित गगन, दपण मे प्रति- 
विम्बोंकी भांति गगनही बना गहा है क्योकि उसे सदा उसीखूपमें 
पटहिचाना जाता है । उमी प्रकार मायाके विकारो! अर्थात्‌ अख्यातिसे 
उत्पन्न विकृतियों से, जो अनेक प्रमातारं मे विद्यमान रहती ह तथा 
जिनकी जन्म, मरण, आदि अनेक अवस्थाये है, तथा जो भगवानूमे ही 
स्थित रहती है, भगवान्‌ के स्वरूप का अबहार नहीं होता क्योकि वही 
"परम पृरष' है । अतः सभी पुरुषो, ज॑ वोंका प्रथम उन्मेष का ओर 
विश्रान्ति कास्थानदहै। वह सभी के अनुभविताके रूपमे सदा स्फुरित 
रहता है, यहे "पर' शब्द का अभिप्राय है। अस्तु अष्ने से उत्पन्न 
अप्रकाशस्वरूप माया-वरिकारों से मायावी के समान भगवान्‌ का कु नहीं 
बिगडता । - यह्‌ परमेष्ठी (आ चायं उत्पल) ने 'अजडप्रमातूसिद्धि (ग्रन्थ) 
मे भीकहाहैः- 

व्यद्यपि प्राण ओर पूर्यष्टक से बंधे जीव में पदार्थो की सत्ता अवरुद्ध 
हो जाती है पर उस परमात्मा मे वह । पदा्थ॑सत्ता ) सदा बरनी रहती है । 
प्राण उसीका स्वूप दहै फिर भला उससे ( परमतत्माका ) बन्धन कंसे 
होगा ?"" ।॥ ३६ ॥ 

यद्यपि मनुष्यों का परम सत्य एक गुद्धचैतन्य है पर फिर नी वे 
विभिन्न सुख-दुःख, मोह, जन्म-मरण आदि की अनेक विचित्र अवस्थाओं 
को भोगते है, यह कंसे होता है ? यह दृष्टान्त से बताते है - 


एकस्मिन्‌ घटगगने रजसा व्याप्ते भवन्ति नान्यानि । 
मलिनानि तदेते जीवाः सुख-दुःखभेदजुषः । ३७ 1! 


कारिका्थ--एक घटाकाश के धूल से ध्याप्त होने पर दूसरे ( घटा- 
काश ) मलिन नहीं होते है, उसो प्रकार सुख-दुःख के भेदो को मोगने वाले 
जीव ।। ३७ ॥ 


विवृत्थथं- जसे एक घटाकाश धूलिपुंज से आच्छादित होने पर भी 
दूसरे विमल घटाकाश, आकाश्‌ से अभिन्न होने पर भी, धूलसे मलिनिया 
आच्छादित नहीं होते रै । यद्यपि आकाश विमल, व्यापक तथा नित्यहैपर 
वह्‌ घटके संकोच से संकुचित ( सीमित) हो जाताहै, पर ( आकाश्च ) 
वैसा उसी घट (विशेष) को लेकर ही होता है। सभी घटाकाश, पटाकाश 
आदि जो चन्दन की सुगन्धिसे धूपित, कस्तुरीसे सुवासित या विठिर 


यौयराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ५९ 


( सौधे ? ) गन्ध वाले, हों एक आकाशे स्वल्पके होनेसे, परस्पर 
संकुल नहीं हो जाते, क्योकि अपने में विद्यमान घटादि के द्वारा क्रिया गया 
विभाग बना रहता है ।* अपितु एक ओर पारमार्थिक आकाशके रहने पर 
भी घटादि स्वगत आधासोकी सीमासे सीमित होकर आकाश की अनेक 
भेगिमाओं को प्रकाशित करते हैँ । इष प्रकार घट द्रारा उत्पादित संकोच 
ही आकाशके उस रूपमे ( अर्थात्‌ घटाकाशतया ) बना रहता है क्योकि 
उसी रूप मेँ उसकी अ्थक्रियाकारिताउदहै। परघटमें जो कृ मालिन्य 
आदि होता है वहु आकाशके स्वरूप को नहीं चिपा पाता ओर न घटादि 
से अवच्छिन्न आकाश आपसमें संकीणंहीहोतेरैँ। उसी प्रकार से पुरूष 











१. मूल मे “विठिरगन्धीनि' पाठ दहै। वविशिर' शव्दका अर्थं किसी कोषमें प्राप्त 
नहीं हो सका है। क्या “विठिर' का अथं सोँधाहो सकता ?--पर कंसे ? 
शायद घडे की गन्धसोंधी होती है, इस आधार पर । वसे ओर कोई उपाय 
अथं को स्थिर करने का प्रतीत नहीं होता। नहींतो °विठिर' को "विविध 
का वाचक मानाजा सकतादहै। संपादकने इस्त पदका पाठान्तर ‹विविध- 
गन्धीनि! द्विया भी दै। 

२. घटाकाश पटाकाश आदि अपने परमार्थं आकाशस्वलूप को नहीं छोडते साथ 
ही वे अपना निजीमेदया वैशिष्ट्य बनाये रखते ओर एक का वशिष्ठ्य 
याभेद दूसरे ते संकीणं भी नहीं होता । 

३. बौद्ध दार्शनिक के अनुसार किसी पदार्थके सत्‌ या भावरूपहोने का अर्थहै 
उसका “अथंक्रियाकारी' होना अर्थात्‌ किसी कार्यं को कर सकला । बीज अकर 
को उत्पन्न करता है अतः बीज अथक्रियाक्रारी है । जिर क्षण बीज अकर को 


उत्पन्न करता है वही उसकी भावरूपता या सत्ताका क्षण है। अतः बौद्ध , 


क्षणिकत्व सरव ( पत्ता ) ओर अर्थक्रियाकारित्व की व्याति मानते ैँ। जो 
“भाव' ( सत्‌ ) होता है वह क्षणिक होता है, तथा जो सत्‌ है वह्‌ अरथक्रिया- 
कारीषहै। इसप्रकार प्रत्येक वस्तु जिस क्षण अपने कार्यं को उत्पन्न करने 
म समर्थं होती है उसी क्षण उसकी सत्ता होती है, अगे ओर पीठे नहीं । 
बौद्ध दाकशंनिक क्रे 'अथक्रियाक्ारिता सत्ता' है इस सिद्धान्त को दौव | 
ने केवल प्रमेय के सन्द में सीमित अथं में स्वीकार किया है । उ्के अनुसार 
प्रमेय कौ सत्ताका ज्ञान अथंक्रियाकारितासे होतादै भौर वह क्षणिकभी 
है। किन्तु प्रमाता को वह नित्य कर्ता एवं ज्ञाता सिद्ध करतादहै। प्रमेयको 
क्षणिक एवं अर्थक्रियाकारी मानने पर भी प्रमेयकी उत्पत्ति, स्वरूप एवं क्य 
की दृष्टि से शैवदा्शनिकों का बौद्धो से पूणं मतभेद हे । 






















परमार्थसार 


याजीव भी, जिनका परमार्थं एक शुदढधचैतम्यहै तथा जो परमेच्वर की 
माया शक्तिके द्वारा आणव, मायीय ओौर कामं ( प्राकृत ) तीन कोशो के 
आवरण से पूर्ण, व्यापक ओर चिदानन्दमय स्वरूपको हटाकर परिमित 
बना दिये जाते, एक चैतन्वरूप रहते हये भी अपने मे विद्यमान तीन 
कोशों के विभागकीन्रूरता के कारण परस्पर भिन्न रहते हैँ जेसे कि घटा- 
काश आदि। इस प्रकार माथीय कोश द्वारा करिया हज विभागही जीवरूप 
मे व्यवहृत हाता है, वस्तृतः सनातन चैतन्य तथा आनन्दस्वरूप परमेर्वर 
के सम्बन्धमे दूसरे दशेनोमें क्रियाजाने वाला जीव, पर्ष, आत्मा तथा 
अणु आदि किसी प्रकार का व्यवहार संगत नही है। इसी प्रकार आणवादि 
कचुकों से युक्त जीव अनादि विचित्र कम॑मलोंके संस्कारो से युक्त नाना 
देहवाले, विविध वासना वाले, विभिन्न पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक, सुख-द्-ख, 
जन्म-मरण आदि दन्धोकेमेदसे युक्त होते हये भी परस्पर संकीणं नहीं 
होते ( अर्थात्‌-प्रत्येक जीव के अपनी देह, कर्मादि होते है ), जसे कि अनेक 
पदार्थो से सुवासित घटादि से अवच्छिन्न घटाकाश ( भिन्न रहते है, परस्पर 
संकुल नही होते )। अस्तु, यह्‌ अच्छी तरह सिद्धहो गया कि एक शुद्ध 
चैतन्य परमार्थं वाले होने पर भी अपने विभागके कारण ( जीव ) परस्पर 

मेद वाले होते है! ।॥ ३७ ॥ 
इस तरह जी वसमूह्‌ की जो भिन्न अवस्थां हैँ उनका केवल ईरवर 


मे उपचार दै, परमार्थतः वे (उस ईश्वर में । नदीं होती है, यह बताते टैः- 
शान्ते शान्त इवायं हृष्टे हृष्टो विमोहवति मूढः । 
तच्वगणे सति भगवानु न पुनः परमाथंतः स तथा ।\३८\। 


कारिकार्थ- तततव समूह्‌ के शान्त होने पर यह्‌ ईश्वर शान्त-सा, 
प्रसन्न होने पर प्रसन्न-सा, मोह भरा होने पर मोही-सा ( दिखता ) है पर 
वह्‌ वस्तुतः वेसा नहीं होता है ॥। ३८ \ 

विवत्यर्थं - तच्तवसमृह अर्थात्‌ इन्द्रिय समुदाय के शान्त या उपरत 
होने पर उनमें विद्यमान परमात्मा शान्त या नष्ट-सा मालूम पडता है॥ 
इसी तरह उस ( इन्द्रिय-समृदाय ) के हर्षित होने पर वह उसी प्रकारका 
माना जाता है भौर अत्यन्त तमोमय मूढमें मोही ( माना जाता है) जेसे 
किं स्थावर ( अचल ) पेड पौधा आदि की योनिमें। पर परमाथेतःया 
वस्तुतः वह्‌ परमेश्वर वैसा, उस प्रकार का, होता नहीं है । जितने भी जड़ 
अंडा वे उत्पा तथा संहायं होते है पर नित्य बोधस्वरूप ईर्वर का 


योगराजकृत विदृति का सरिप्पण हिन्दी अनुवाद ६१ 


मायादि कचो मे रहने पर भी, विनाश ओर उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
अस्तु, ईइवर सदा एकतार रहता है ॥ ३ < ॥ 

उत्पत्ति के आधारसे आई हई क्रान्ति ज्ञानके क्रमसे पूरी तौरसे 
उखाड़ दी जाती है, यह आत्मा का ही स्वातन्त्य है, यह बताते हैँ :- 


यदनात्मन्यपि तद्रूषावभासनं तत्‌ पुरा निराकृत्य । 
आहतमन्यना्मरूषां श्रान्तिं विदलयति परमात्मा । ३२ ॥ 

कारिकार्थ--यह्‌ जो अनात्मामें उसके स्पका प्रकाशनहै उसे 
पहिले हटाकर, परमात्मा मे अनात्मरूपा भ्रान्ति को चूर-चूर कर 
देता है ।॥ ३९॥ 

विवत्यर्थं - अनात्मा अर्थात्‌ अचेतन स्वरूप देहादिमें "मँ कृश हँ स्थूल 
हके रूपमे उसकेरूपका प्रकाशन अर्थात्‌ अनात्माकोआत्माकेलूपमें 
जानना है, वह॒ सबसे पहिले हटाकर अर्थात्‌ नँ चिदानन्दै कवन, सनातन-स्वभाव 
तथा स्वतन्त्रं इस प्रकार की महज अहन्ता की स्फूति से देहादि में छरत्रिम 
प्रमात्रभाव को हटाकर, आत्मा देह के बन्धन से मूक्त होकर परमात्मभाव 
कोपालेतीहै ओर आत्मा, जो प्रकागमान, विइवात्मा, प्रकाशवपु, तथा 
अंगभृतदै मै व्हादिको प्रमाता माननेसे श्रान्तिअर्थात्‌ भेदका जो ज्ञान 
होता उषे ( आत्माङही वै एकही हूं तथा विहवके रूपमे प्रकाशमान 
हुः" इम रूपमे चूर-चूरकरदेतीहै। इसका अभिप्राय यहुहै करि जब तक 
अनात्मा देदादिमें आत्मा का अभिमान नहीं गलता दै तब तक विश्वके 
आत्मप्रकाश-स्वरूप होने पर भी भेदज्ञान का मोह नष्ट नहीं होता, अतः 
अनात्मामे आत्माभिमानके श्रमके खत्महोने पर आत्मा मै अनात्माके 
अभिमान की ध्रान्ति भी परमात्मा भगवान्‌, स्वात्मा महेश्वर, ही विनष्ट 
करतादहै ओर क्रिसीको विनाश करने की क्षमता नरींदहै।। ३९॥ 

इम तरह दोनों ्रान्तियों को हटाकर परमेइवर हो जाने वाले योगी 
के लियिकुछभी करने को नहीं बच रहता है, यह बताते है :-- 


इत्थं विश्रमयुगलकषमूलविच्छेदने कृतार्थस्य 1 
कतव्यान्तरकलना न जातु परयोगिनो भवति ४०॥ 


कारिकाथं-इस प्रकार ्च।न्ति-युग्मको जडसे उखाड्‌ देने पर 
कृतकयं पूण योगी को दूत्तरे किसो कतेन्य का विचार कभी करनाही 
नहीं पड़ता ॥ ४० ॥ 

















६२ परमार्थसार 


विवृत्य मूं कारिका ( ३९ ) भे प्रतिपादित अभिप्राय कै अनुसार 
दोनों श्रारितियों ( अनात्मा मेँ अत्मा का अभिपान तथा आन्मा मे अनात्मा 
का अभिमान ) के अंकुर रौद देने पर, अपने स्वातन्व्य के बोध से सब 
संकोचो ( सीमाओं ) को चूरकरदेने करे कारण जो योगी कृतार्थं हो जाता 
है अर्थात्‌ पृरषारथंकी प्राप्ति कर लेता है उस उत्तम योगसे युक्तके लियि 
कभी भी “कर्त॑व्यान्तर अर्थात्‌ तीर्थाटन, तीथं स्थान का सेवन, दीक्षा, जप, 
ध्यान, व्याद्यान सतना (या व्याष्यान तया श्रवग-कथा करना ओर 
सुनता ) जदि शेष ऊं कोमतसे भी नहीं सोचना रहताहै। 


"यही परम धर्मदहैकि योगसे अत्मा का साक्षात्कार कर लेना ।' 


इम तरह अत्मयोग ङी प्रधासना है, अतः उपे पाकर पूर्णं योगी 
कोदूमरेमें श्रम नहीं करना पड़ताहै। जैसा कि गीता ( २.५२ ) में 
कहा है :- 

“जब तुम्हा ग वुद्धि मोह के ददल को बिल्कुल पार्‌ कर लेगी तब 
तुम सुनने योग्य ओौरसुनेहूवेसे वैराग्य पालोगे'॥ ४०॥ 


पृथ्वी से लेकर माया तक का भेदमय विश्व भेदा-भेदमय शक्ति- 
भूमिका मे समावेश के द्वारा पूणं प्रकाश, आनन्दधन शांभव पद को पाकर 
नेद के विलयन से अभेदमय बनकर, भरे हये अमृतसागर के समान शांभव 
पद मे महाप्रवाह के समान शक्तिके प्रपारका उद्रेक जिसमे प्रधान दहैरेसे 
विभिन्न तरगों की भंगियों को धारण कर, आत्मानुभव से सिद्ध महामन्त्र 
के वी्यंका सारभूत, समस्त भेदो के विनाशस परम उदय का जिसमें 
उदयहो जातादहै तथा जीव, शक्तितथा शिवके सामरस्य-स्वरूपपरा 
संवित्‌ के हृदय को क्रमशः उद्घाटित करते हये, विव का, आगमो मे बताई 
अण्डत्रयात्मकता के संकलन द्वारा एकीभाव बतातेर्है' :- 





१. पृथिवीसे टेकर मायातक्रका विश्व मेदमय है, उसका समावेश भेदाभेदमयी 
शाक्त भूमिका में होता है, शाक्त भूमिका का समावेश अभेदमयी शांभव भूमि 
म होतादै। शांभव भूमि भरे हुये सागर के सपान दै जिसमें शाक्त भूमिका 
महाप्रवाह की भांति बहती रहती है ओौर उससे समुद्र तरंगित होता रहता है । 
शिव ओग शक्ति दोनों जब समरस हो जते हैँ तो वही परा संवित्‌ कासार 
याहृदयदहै। यही दौवदशन के अनुसार अन्तिम पूर्णं परम अद्रय की स्थिति है 
जिसमे सभी मेद, भेदाभेद ओर अभेद की भूभिकाए सर्वातममना समरपहो 
जाती है । यही उपर्युक्त प्रतिपादन का अभिप्राय है। 





योगराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ६३ 


पुथिवी प्रकृतिर्माया त्रि तयमिदं वेद्यरूपतापतितस्‌ । 
उद्वेतभावनबलाद्‌ भवति हि सन्मात्रपरिशेषम्‌ । ४१॥ 


कारिकार्थ - पृथिवी, प्रकृति ओर माया वेद्य बने हुये ये तीन अद्रेत 
को भावना के प्रकषं से केवल सद्रूप रह्‌ जाते हँ ।। ४१॥ 

विवृत्य्थं - पाथिव, प्राकृत जौर मायीय अण्डोके रूपमे जो स्थूल, 
सक्षम ओर पर इस रूपमे तीन प्रकार का वेद्य वना हज अर्थात्‌ ज्ञान का 
विषय बना हुआ ( विश्व ), जसाकि श्रोकालिकाक्रम मे बताया गया है: 

ज्ञान व्रिभिन्न रूपों मे बाहर ओर अन्दर प्रकारितहोताहै, ज्ञान के 
वगैर वस्तु की सत्ता नहीं है अतः विश्व जानात्मक है । ज्ञान के बिना कोई 
भी पदार्थो को विषय नदीं बना पाता अतः इससे निष्कषं निकलता है कि 
ज्ञान उत ( विषय ) के रूपमे हो जाता है।' उसके अनुसार, अदेतकी 
भावनाके बल याप्रकर्षसे केवल सदरम रह्‌ जाता है' अर्थात्‌ प्रगाश- 
मानता ही उसकी एकमात्र सत्ता होती है । ( कारका मे ) "हि" "जिससे! 
के अथंमेंआयाहै। ४१॥ 

दधी बानका निरूपण मेद को अवास्तविक प्रतिपादन करनेकी 
द्ष्टिसेकरते है :- 


रश्ञनाकुण्डलकटकं भेदत्यागेन दृश्यते यथा हिम । 
तद्र दुः दत्यागे सन्मात्र सवंमाभति।॥ ४२॥ 


कारिकार्थ जिस प्रकार करधनी, कुण्डल ओर कड़ा भेद को छोडने 
से सोना दिखई देते ह, उसी प्रकार भेद को छोड देने पर सब कुछ सद्रूप 
प्रतीत होता है ।॥। ४२॥ 


वितत्यथं जसे सोने की करधनी आदि आभूषण सोना चाहने वाके 
को करधनी == | सेद को छोडकर केवल सोनेके रूपमे दिखाई देतेरहै, 
( सोना, चाँदी, कांसा ताबा ओर रागा आदि केवल उसे चाहने वाले 
को लोह रूप मँ! ) उधी प्रकार स्वीकार ओौर परित्याग आदि विकल्प- 


१, कोष्टुक मे रखा हुआ अनुवाद जिस पाठ का है वह अशुद्ध श्रतीत होता है क्योकि 
सोना, ्चादी आदि के लोहरूपमें प्रतीत होने का कोई सन्दभं ही नहीं है। 
पाठ यह है:- 

दहेमरजत कांस्यता म्ननागादि तावन्माध्राथिनो लोहरूपतया' पृ ० ९० । 




















६४ परमार्थसार 


कलेकों को छोड देते वाके, विकस्पपिहीन, युद्ध प्रकाश मे रीत योगीको, 
श्रीक द्वारा बताई युक्ति : "उसको सिद्धि ख्परादिमें परिगामसे होती 
हैके अनुपारभेदके चट जाने पर, यह सब ( विशव ) शुदढ॒सत्तात्मक्र, 
सन्मात्र प्रतीत होता है ।। ४२॥ 

इष सारे संफोच-काशत को छोडदेने से, आगम के अनुसार, जीव 
क्के स्वप को शाक्तस्वरूप की प्राप्ति कराने वाले मन्त्-सम्प्रदाय कीओर 
टंगित करते हुये कहते हैँ :- 

तह्य परं बुद्रं जान्तमभे दतमक समं कलम्‌ 1 

अमृतं सत्थं शक्तो विश्न म्यति भ्‌(वव्वहगायम्‌ \ ४२३} 


कारिकार्थं -वहं ब्रह्म प्रम, शुद्ध, शान्त' अभेदस्वरूप, सम, सकल, 
अमृत ओर सत्य है आौर प्रकाशस्वह्पा पाक्ति में विश्रान्त है ।) ४३॥। 
 विवुत्यथं -यह जो सत्ताह्य है वह सव्र बहत होनेसे ब्रह्म है, । 
जैसा कि उपनिषद्‌ के जानकारों ने कहा हैः 
"हे सौम्प यहु ( जगत्‌ ) पहने सत्‌ ही था' । ( छान्दोग्य ०६-२-१ ) 
वह्‌ पूणे होनेके कारण परमः है। हान (परित्याग) ओर उपादान 
(ग्रहण ) न होने से शुद्ध है। पृथक्ता ( विलगाव ) समाप्त हो जने से 
शान्त है ओर इसीलिये अभेदात्मक ‹ अदय ) है । उत्कषं ओर अपकषे न 
होने से सम' है। 
ब्रह्म का एक भाग भी सर्वात्मक, अनतिशायी ओर विकल्पो से 
रहित है ॥ 
( उपनिषद्‌ ) इष स्थिति के अनुषार 'सकल' है ओर इसील्यि 
अमृत या अविनाशी है: 
प्रत्येक पदार्थ मे सत्य ओर असत्य रूप दो भाग पाये जाते है, उनमें 
से जो सत्य दै वह जाति दै ओर व्यक्ति असत्यर्है।' 








/१. तुलना कीजिए -- 
अस्ति तावद्‌ ब्रह्म नित्यश ढवृद्धमुक्तस्वभावं सर्वज्ञं सवंशक्तिसमन्वितम्‌- 
्रह्यरब्दस्य हि व्युतराद्यमानस्य नित्यश द्वत्वादयोऽरथाः प्रतीयन्ते बृहतेर्धातोर- 
थानुगमात्‌ । सर्वेस्यात्मत्वाच्व ब्रह्मा स्तित्वभ्रसिद्धिः । सर्वो ह्यात्मा स्तित्वं 
प्रत्येति, न नाहमस्मीति । यदि हि नात्मास्तित्वप्रसिद्धिः स्यात्‌ सर्वो लोको 
नाहमस्मीति प्रतीयात्‌ । 
--ज्रह्मसूव्रशांकरभाष्य ( नि सा० ) प° ६ 








योग राजक्ृेत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ६५ 


“जो प्रारम्भ मे,ओौर जो मध्य में रहे वह सत्य है ।' परमपूज्य भत - 
हरि दवारा प्रतिपादित इस नीति के अनुमार वह ब्रह्म सत्य है अर्थात्‌ शुद्ध 
सत्तास्वरूप है । यह सव प्रकाशस्वरूपा अर्थात्‌ इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्तियों 
की सामरस्यमधी परमशक्ति में विश्वान्त होता है, अर्थात्‌ 
(विषयों की स्थिति संवित्‌ में रहती है' इसके अनुपार ( उस परम 
शक्ति में) तन्मयहो जाता है। 
अथच ( मन्त्रसंप्रदायके अनुपार दूसरी व्याख्या ) :-- 
जो शान्त' अर्थात्‌ 'श' के अन्त में मूर्धन्यरूप है, उससे परे जो 
अमृत' अमरृतवी जस्वरूप है, जो श्रह्म' शुद्ध सद्रपहै जो सदाशिव तत्त्व के 
स्पशं के कारण 'शुद्ध' है। अतएव ( जिसका अनुभव्रहैकि ) भँ यह सब 
हूं । जो सभी के सामरस्य के कारण सम' एवं सकलः हि । तथा इस कारण 
अख्याति (भ्रान्ति) के गलजानेसे जो 'सत्य' है। जँसाकि भगवान्‌ का 
श्रीतिशिका में वचन (अदेश ) है: 
हे बन्दर नितम्बो वी, तृतीय ब्रह्य है ।' अस्तु, अमृतभाव से युक्त 
सदाशिव पद पर आष्ट विश्वात्मक् यह्‌ ब्रह्म पूरव॑वणित शक्ति मे विश्राम 
ग्रहण करता है! ।। ४३ ॥ 
क्रिया, ज्ञान ओर इच्छाके माध्यमसेजो परम शक्ति में विश्रान्त 
नहीं होता वह कुछ है ही नहीं, यह बताते हैँ :-- 
इष्यत इति वेद्यत इति संपाद्यत इति च भास्वरूपेण । 
अपरामृष्ट यदपि तु नभः प्रसुनत्वमभ्येति । ४४॥ 


कारिकाथं--"चाह होती है" जाना जाता है', किया जाता है", इस 
प्रकारके प्रकाश के स्वह्पसे ( इच्छा-ज्ञान-ङ्किया के सामरस्य रूप) जो 
भ्रष्टता है, वह आक्ाशकुषुम के समानहै।। ४४॥। + 

विवत्यथं --जो वस्तु वस्तुतः बाहर व्रि्यमान है पर यदि वह्‌ इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रिया के दवारा प्रकाशमान से अर्थाति इन तीन (इच्छा, ज्ञान, क्रिया) 
शक्तियों की सामरस्यमयी परा शक्ति की अभिव्‌द्धि-स्वरूप संवित्‌ से अती 





१. उपर्युक्त प्रतिपादन का अभिप्राय यहदहै कि वेदान्तनिषूपित शुद्ध सद्रूप ब्रह्म 
(सदाशिवः के तुल्य है । यह्‌ ब्रह्म शक्ति में विश्नात्त दहै । 
र 











६६ परमार्थसार 


है वह ज्ञान ओर अभिधान" से विहीन है अतः आकाडकुसुम कं समान है। 
, | इससे सद्‌वृत्ति, उ्वैवति त्रिशूलात्मक वृत्ति वीयं सूचित होता है ।* ॥।४४॥। 

इस शाक्त पद मे इसका समावेश बताकर शांभव पद मे समापत्ति 
द्रारा तन्मयीभाव को प्रकाशित करते है -- 


शक्ित्रिशुलपरिगमयोगेन समस्तमपि परमेश्ञे । 
क्विवनामनि परमार्थे विसृज्यते देवदेदेन ।\ ४५ ॥। 


कारिकाथं--शक्ति-त्रिशुल के साथ समापत्ति के द्वारा, देवों के देव 
सब का विसर्जन परमेश्वर शिव नामक परमा्थमें कर देते \। ४५ ॥ 


विवत्य्थ--इम प्रकार सब का अर्थात्‌ शुद्ध सत्तास्वूप होने से पहले 
बताये हये ब्रह्मरूप परमां का शक्ति-व्रिगल के साथ समापत्ति कं द्रारा' 
अर्थात्‌ परा शक्ति मे समाविश के क्रम से शशिवनामक परमार्थं मे' अर्थात्‌ उपा- 
धिहीन चित्‌ ओौर आनन्दमय परमेश्वर या स्वस्वभाव मे “विसर्जन कर देते 
है' अर्थात्‌ अन्तर्मुख विमं के प्रकषं से उस ( स्वस्वभावात्मक परमार्थं में ) 
समावेश से तन्मपता हो जाती दै। देवों के देव' अर्थात्‌ ब्रह्यासे लेकर 
सदारिव तक के देवताओं के तथा सभी को प्रकाशित करने वारी इद्रियों 
स 
१. परमार्थसार के संपादक जगदीशचन्व चटर्जी ने प्र्या तथा उपाख्या ( ज्ञान 
ओर अश्षिघान ) के निम्नाकित अर्थं प्रस्तुत यिदह :-- 
प्रख्या ज्ञानम्‌, उपाख्या अभिवदनम्‌ अथवा स्वात्मनो ज्ञानविषयीभाव- 
परा्रीच्छा प्रख्या, परस्य ज्ञानविषयीभावप्रापणेच्छा उपाख्या स्वात्मपरावभास- 
विषयभावजिगमिषित्यथेः । 
परमार्थसार ८ कादमीर संस्करण ); टिप्पणी ८, प° ९४ 
२. इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया इन तीन श्रितयों को व्रिदूल कहा जाताहै। वस्तु 
के सत्त्व की स्याति इन्हीं तीन शवितयों से संवन्ध के कारण होती है। जिस 
वस्तु का इन तीन शवितयों से संबन्ध नहीं होता अर्थात्‌ जिसकी इच्छा, ज्ञानः 
या संपादन नहीं होता वह वस्तु आकाश कुसुम के समान अवस्तु है। पटे 
शवितःव्रिशर मेँ समावेश होता दै जिसे शाक्त समावेश कहते हैँ । वस्तुतः 
शषित-दिशुख का सामरस्य परा णविति दहै । इस परा शकव्िति मे एकात्मता शाक्त 
समावेश है । इसके अनन्तर परा शविति भी शिव के साथ तन्मय हो जाती है। 
यह्‌ शांभव समावेश है । विदव शुद्ध सद्रूप ब्रह्म से एकाकार होता है, तदनन्तर 
षरा शक्ति से ओर अन्ततः परमशिव से. 


योगराजकृत विदृति का सटिष्पण हिन्दी अनुवाद ६७ 


के देव अर्थात्‌ प्रभ परमशिव । इस दशंनमें ओर किसी का कतृत्व संगत 
नहीं माना जाता, ओर न इस (परम शिव) से भिन्न कोई प्रमाता है ।.यही 
ईरवर विभिन्न भूमिकाओं पर चदता हुआ खर, क्षेत्रन्न आदि प्रमाताओं के 
रूप मे प्रकाशमान रहत। है अतः उसे “देवों का देव' कहना उचित है । इस 
प्रकार विसे की क्रिया बताई ।॥ ४५ ॥। 

अभीतक भेदात्मक जीवस्वरूपं विश्व के भेदाभेदात्मक शाक्त 
पद पर चढने से, अभिन्न, चिद्घन शिवके साथ सामरस्यकी प्राप्ति 
उपसंहार कीद्ष्टिसे बताकर अब चिदेकघन शिवही रक्तिकेरूपमें 
अपने को उन्मिषित कर जीवात्मक विर्व के रूप में स्फुरण करते दहै, रिव 
से भिन्न शक्तिओरनरका कोई भी स्वल्प नहींहै, शिवहीइसरूपमें 
अपने रप कौ घनताके कारण स्फुरण करते है, इस महामन्त्रमय प्रसार के 
तरीके को प्रतिपादित करते हैँ - 

पुनरपि च पश्चशक्तिप्रसरण्रेमेण बहिरपि तत्‌ । 

अण्डत्रयं विचित्रं सृष्ट बहिरात्मलाभेन । ४६॥ 

कारिकाथं-ओर फिर, ( परम शिव | पांच शक्तियोंके प्रसारके 
रास्तेसे इस विचित्र श्रण्डत्रय ( तीन अण्डो) कौ बाह्य सृष्टि, अपने 
स्वरूप को वाहर पाने के लिये, करते हैँ ।। ५६ ॥ 

विवृत्यथं - चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया नामकी जो 
पांच शक्तियां हैँ उन्हींका सामरस्य परमशशशिवका स्वरूपहै। उसीने 
चित्‌ आदि (पाँच) शक्तियों की प्रधानतां को ( क्रमशः) प्रकाशित 
करनेवाले रिव, शक्ति, सदाशिव, ईइवर तथा सद्धिद्या नामक पाँच 
अवस्थाओं का उन्मीलन करते हये, भृवनादिरूप तीन विचित्र अंडों' की 
सृष्टि अपना स्वरूप बाह्य प्रकाश के रूप में प्रदशेन करने के ल्यिकीदहै। 
"ओर फिर' के दारा यह बताया गया है कि स्वतन्त्र परमशिवही सदा 
अपनी भित्ति ¦ आधार ) पर विश्वप्रपंच कौ सृष्टि ओर संहारके वेल 
को, जो उससे भिन्नन होते हये भी भिन्न-सारहै, प्रतिबिवित करता हुआ 
रहता है, उससे भिन्न तो कुछटहैही कः । ४६ ॥ 

इस प्रकार विश्व की सृष्टि ओौर संहार की क्रीडामें निरत 
परमेश्वर जिसे 'शिव' कहा जताहै, वहे कौन दहै, कहाँ रहता है तथा 
क्रिस प्रमाणसे जाना जाताहै ? यह शंका उठते हुये अस्मत्‌ शब्दके 





१. सभी का परादाक्ति मे ओर उसका परमशिव मेँ समावेश, एकीभाव, समापत्ति, 
तन्मयीनाव ही “विस्ग' दै.। 

















६८ परमार्थसार 


वाचक शब्दों के द्वारा प्रतिपादित किया जाताहै किसभी का स्वात्मश्रुत 
शिव ही सर्वत्र आदिसिद्धके रूप मे प्रकाशमान होकर सृष्टि आदि 
करता है :- 
इति श्क्तिचक्रयनत्रं क्रडायोगेन वाहयन्देवः । 
अहमेव श्रुद्रूषः शक्तिमहाचक्रनायकपदस्यः ।॥ ४७ ॥ 
मय्येव भाति विष्वं दपंण इव निर्मले घटादीनि । 
मत्तः प्रसरति सर्वं स्वप्नविचित्रत्वमिव सुप्रातु ।\ ४८ ॥ 
अहमेव विहवरूपः करचरणादिस्वभाव इव देहः । 
सर्वस्पिच्चहमेव स्फुरापि भवेषु भास्वरूपमिव ॥\ ठठं ॥ 
रा श्रोता घ्राता देहे्द्रियर्वाजतोऽप्यकर्ापि । 
सिद्धान्तागमलरकाडि व त्रानहमेव रचयामि) ५०।। 


कारिकार्थ--इस तरह शक्ति-समुदाय के यन्त्र को खेल के दारा 
चलाता हज 'अहं' हौ शुद्ध, देव है जो शक्ति के महाचक्र मे नायक पद पर 
स्थित है ।\ ४७ ॥ 

मुभ्ने ही सारा विक्ष्व प्रकाशित होता है जसे कि निम॑ल दपण 
मे चटादि । मभते ही सब कु फलता है जैसे कि सोते हुये ( व्यक्ति ) से 
स्वप्न की विविधता ।। ४८॥। 

नही विश्वरूप हं जसेकि हाथ, पैर आदि के रूपमे एरीर होता हे । 
समीमेे हौ स्फुस्ण करता हूं जंसेकि प्रकाश हा दर्प भावों 
( वस्तुओं ) में ॥ ४९ ॥ 

शरीर एवं इन्द्रियो से रहित होकर मी मेही देखनेवाला, सुननेवाला 
नीरस घनेवालाहूं । कर्ता न होने परः मीने ही सिद्धान्तो, आगमो ओर 
त्को की रचना करता हु ॥ ५० ॥ 


१. संपादक द्वारा दिये हुये पाठान्तर 'ेहेन्द्रियवजितोऽपि पश्यामि". को स्वीकार 
करतो इस अंश का अनुवाद होगा "देह ओर इन्द्रियो से रहित होकर भी 
देता ह /' 1 । क 

टीकाकारः ने "पर्यामि' प्रतीक का, पर साथ ही अकर्तापि' दोनौका ही ग्रहण 
करिया है । यह भाव श्वेताइवतर उपनिषद्‌ के प्राचीन मन्त्र “अपाणिपादो जवनो 
ग्रहीता' के अनुकूल पड़ेगा । इस मन्त्र का उल्लेख विवृतिकार ने अपनी व्याख्या 
मे कियादहै। 





योग राजकृते विढृति का सरिप्पण हिन्दी अनुवादे ६९ 


विवृत्यथं - जेसाकि पहले व्याख्या की जा चृकीरहै, चित्‌ आनन्द 
आदि पाँच शक्तियों से आक्षिप्त जो शक्तियों का अनन्त समूह है वही यन्तर 
है जिसिखेलके द्वारा चलानेवाला अर्थात्‌ रहट की तरह सृष्टि आदिको 
खेल की तरह डबोने ओर उतराने वाला ( सृष्टि ओौर संहारको क्रमशः 
करनेवाला ) भभैही देवहू अर्थात्‌ सभी प्राणियोंमे अहम्‌'का जो 
अनाहत नाद स्वरूप आत्मपरामजं है, जिसका सार परम अहन्ता 
का चमत्कारदहै, वही सभी का अगोप्य ( अप्रतिषेध्य ) आत्मा ही देव है 
जो क्रीडाशील होकर प्रकाशमान है। इससे यह प्रतिपादित होतादहैकि 
अपने स्वरूप ( पूणं अहम्‌ ) मे विश्रान्तिही शिवदहै। ओर वह शुद्धरूप 
है अर्थात्‌ कल्पनाओंसे परेदहै। साथ ही, वहु शक्तियो--इन्द्रियो की 
( अधिष्ठातृ ) देवताओं--को स्वातन्त्य प्रदान करने वाले महाचक्र 
नायक पद' में स्थितहै। चूकि इन्द्रिशक्तियों की चंतन्यमे विश्रान्ति 
के अतिरिक्त स्वरूपसत्ता ही नहींहै अतः वे ( इन्द्रियां ) स्वरूपलाभके 
चयि शक्तिमान्‌ की सदा सेवा करती हैँ । ईङहवर सभी प्रमाताओ के हूदयों 
मे अधिष्ठित दहै, अतः वह नियत भूवन का अधिष्ठाता है, यह्‌ खण्डित 
हो जाता है। 


जो कुछ भी विश्वके रूपमे माना जातादहै वह्‌ सब दपेणमें 
प्रतिबिम्ब के समान मूज्लमें ही प्रकाशित होता है'- पूर्वं व्याख्यात 
अहमथं मे विश्रान्त होकर ही ( विश्व ) प्रकाशित होतादै, उसका सार 
अहन्ता ही है । तथा मृज्षसे' अर्थात्‌ पूणं अहं रूप आत्मा से सारा यह्‌ 
विशव फलता है'--प्रमाता की दुष्टिसे अलग हटकर प्रकाशित होतादहै। 
कंसे ? जेसेकि सोति हुये से स्वप्न की किविधता-जेसे निद्रा में डूबे 
प्रमाता की स्वप्नावस्था मे बाह्य पदार्थो का अभाव होने पर भी नगर, 
चहारदीवारी, मन्दिर आदि अनेक आरचयेवाले स्वाप्निकं पदार्थोकी 
विविधता, अविद्या आदिक द्वारा परिकल्पित किसी दूसरेकारणके न 
रहने से अपने चैतन्य को उपादान बनाकर ही, विस्तार पातीहै उसी 
प्रकार, दूसरे दर्शनों द्वारा नियमित किसी दूरे कारणके युक्तियुक्तन 
होने से निरुपाधिक, चिदानन्देकघन अहंसे ही विश्व ( विस्तार 
पातादहै)। 


तथा भँ ही विश्वरूप हं" इत्यादि । अहं के रूपमे जो पूणं चैतन्य 
का विमशे वही मँ नाना देहादिमें प्रमाता बनकर विश्वरूप हो 9 
# हं--ग्वाल-बाल, स्त्रियो आदिके भीतर अभिन्न होकर प्रकारित रहनेसे 














७५ फरमार्थसार 


विद्वमेरा हीरूपहै। किसकी तरह ? हाथ, पैर आदिसे स्वरूप वाले 
देह की तरह ।--जैसेकि सामान्यतः सभी की एक देह, हाथ, पैर आदि 
की होकर भी, प्रत्येक प्रमाता की अपने-अपने रूपमे होने से, अनेकरूप 
होती है उसी प्रकार चैतन्यस्वल्प एक पदाथ सभी का निवास होनेसे 
विहवरूप है । तथा "सभी में' अर्थात्‌ प्रमाण, प्रमेय ओरं प्रमाता के स्वरूप 
वाले इक ( विद्व ) म भवै" ही स्फुरण करतां क्योकि सभी कै आत्मरूप 
अनुभविता के रूपें मँ प्रकाशमान हूं । कंसे ? “जेसेकि प्रकाश का स्वल्प 
भावों मे' ।--जसे अनेक वस्तुओं मे अत्यन्त प्रकाशवाली वस्तु प्रकारित 
रहती है उप प्रकार इस जड़ जगत्‌ में एक चैतन्यरूप मँ ( प्रकारित हूं) । 


अतएव देखनेवाला' आदि । देहैन्दियो से रदित होने पर भी 
चिन्मूति होनेके कारणम ही देखता दहं, सुनता ह" सूघता ह्‌, आस्वाद 
लेताहूं, छता हं । इस प्रकार सवत्र पूणं अहता मेँ विश्वान्तिसे ही कृत- 
कार्यता है । देह, इन्द्रियो का समुदाय "देता हृ" एसा मानते ह पर स्वप्न 
आदिकी अवस्थाओंमें ये द्रष्टा नहीं होते टै । अतः देह, टन्द्रियादि के 
, समुदाय की सृष्टि करनेवाला, इनसे रित होने पर भी चित्‌ ओर आनन्द 
से युक्त, सारे प्राणिधों के हेदयके मध्य विचरण करनेवाला, विषयों का 
उपभोग करने वाला, अस्मत्‌" शब्द से कहा जानेवाला, परम पृखष ही 
( द्रष्टा आदि) है। जैसी करि श्रुति है +~ 


"वह्‌ हाथ्ांव से रहित होकर भी वेगवान्‌ ओौर ग्रहण करनेवाला 
है, आंखों से रदित होकर भी देखता है ओरकानोंसे रहित होकर भी 
सुनता है वह प्रमेय ( विषय ) को जानतादै पर उसे जाननेवाला कोई 
( दूसरा ) नहीं है । उस्र पुरूष को प्रथम ओर महान्‌ कहा गया दै ।-- 
ववेताश्वतर उपनिषद्‌--( ३।१६ ) तथा "र्ता न होने पर भी सिद्धान्त, 
आगम आदि' काञर्थंहै किस्वयं विधातान होने पर भी देवः रषि, 
मनुष्य आदि के चिन्तन में स्थित अंतःप्रतिभा के रूपमे, संक्षेप ओर 


१, इस सन्दर्भ मे ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ भी उल्लेखनीय है :-- 
न दृष्टद्रष्टारं पश्येन श्रुतेः श्रोतारं स्यृणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञा- 
तेविज्ञातारं विजानीयाः । एष त आहमा सर्वान्त रोऽतोऽन्यदार्तम्‌ । ३-४-२ 
तथा--तद्‌ वा एतदक्षरं मागि अट्टं द्रष्ट्‌, अश्रुतं श्रोतृ अमतं मन्तृ, अवि- 
ज्ञातं ध्ज्ञातृ, नान्यदतोऽस्ति विङ्षएतृ. \ एतरिमचु खल्वरे गर्पम्‌ आकाल 
ओतश्च प्रोतश्च । --वही, ३-७-११ 


योगराजकरृत विढृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ७१ 


विस्तारसे कहने की इच्छा के अनुमार, सिद्धांत आदि के अनेक आश्चर्यो 
का निर्माण करता हूं, । क्योकि रोदे के समान जड़ देह्‌, इन्द्रिय के द्वारा 
उनका निर्माण संभव नहीं है । अतः विभिन्न व्यवधानों ( माध्यमों), के 
दारान ही सभी प्रमाणो का बनानेवाला हू । इससे यह स्पष्ट है कि पूर्ण 
अहंतास्वरूप आत्ममहेश्वर की सत्ता में ( अर्थात्‌, सत्ता की सिद्धिके 
चयि प्रमाणोंकी नतो संगतिदहओौरन उपयोग )। इस प्रकार जिसे 
छपाया नहीं जा सक्ता है एेसा मँ अनुभविताके हूप मे सभी का आत्म 
स्वरूप शिव सर्वत्र विद्यमानहूः। सभी प्रमाणो मे प्रथमतः सिद्ध 
ह ।॥ ४७-५० ॥ 

इस प्रकार व्याख्यात पद्धति के अनुसार यह सब मेरा वैभव है" 
इस ( भावना )को दृढ करते हुये अपनी आत्मा के परामश द्वारा योगी 
परत्रह्म-स्वल्प हो जाता है, यह बताते दँ :-- 





१. तुलना कीजिए :-- 
शास्त्रयोनित्वात्‌ । - ब्रह्मसूत्र १-१-३ 
महतः ऋग्वेदादेः शास्रस्यानेकविद्यास्थानोपवृ हितस्य प्रदीपवत्सर्वार्था- 
वद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । न हीदशस्य शास्त्रस्य ऋ्वेदादि- 
लक्षणस्य सरवज्ञगुणान्वितस्य सरवज्ञादल्यतः संभवोऽस्ति > >€ > अथवा यथोक्त- 
मृग्वेदादि शास्त्रं योनिः कारणं प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावत्‌ स्वरूपाधिगमे । 
शास्त्रादेव प्रमाणाज्जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्माधिगम्यत इत्यभिप्रायः । 
वहीं, शांकरभाष्य ( नि० सा° ) प° ९-१० 
२. परम तत्त्व प्रमाणगम्य नहींहै, इस संबन्ध मे निम्नलिखित उद्धरण 
टृष्टव्य हैँ :-- 
(क) कतरि ज्ञातरि स्वात्मन्या दिसिद्धे महेश्वरे । 
अजडात्मा निषेधं वा सिद्धि वा विदधीत कः ॥ 
--ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका १-१-१ 
इह क ईदवरे कीदृशे कौटयेन प्रमाणेन अस्ति इति ज्ञानलक्षणां सिद्धि, 
नास्तीति ज्ञानलक्षगं वा निषेधं कुर्यात्‌ ?-- वहीं, विभेशिनी । 
(ख ) सर्व॑स्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तत्वप्रसिदधिः । सर्वो हयात्मास्तित्वं प्रत्येति, न 
नाहमस्मीति ।-- वहीं प° ६। 
(ग) येनेदं सर्व विजानाति तं केन विजानीयात्‌--विज्ञातारमरे केन 
` विजानीयात्‌ ।-- बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ४-५-१५. 


1 














७२ परमार्थसार 


इत्थं द्वैतविकल्पे गलिते प्रविलङ्खच मोहनी मायम्‌ । 
सलिले सलिलं क्षरे क्षीरमिव ब्रह्मणि लयो स्यात्‌ \\ ५१॥ 


कारिकार्थं- इस तरह द्ैत-विकल्प के गल जाने पर, मोहित 
करने वालो मायाको पार करके, पानोमें पानो ओर दूधनें दूध कौ तरह 
योगी ब्रह्म मे लीन हो जाता है ॥ ५१ ॥\ 


विवृत्यर्थ-इस तरीके से सभी को अहं समञ्लने की यृक्तिसे 
द्ेतविकल्प के गल जाने पर' अर्थात्‌ भेद-विज्ञान के विलीन हो जाने पर 
"मोहित करनेवाी माया को पार कर' अर्थात्‌ अनात्मा में आत्मा का अभि 
मान करानेवाली ¦ भ्रान्ति) भेदज्ञानं की बीज जल्याति कोटी विश्वात्मा 
ह" ( यह सोचकर ) संकोच को हटते हये, दूर कर ज्ञानी ब्रह्यमेब्रृहण 
रूप, पूर्णं, चिदानन्दैकघन स्वरूप मे (लीन हौ जाता दै" अर्थात्‌ संकोच के 
विजीन हो जानेसे ब्रह्मसे तादात्म्यपालेता है। “किस तरह' ? “जैसे 
कि पानी मे जिस तरह कि अनेकों घडोंसे ( तालाब आदि से) निकाला 
हुआ पानी अथवा विविध चितकबरी ओर बाहुलेय * आदि सैकड़ों गौओं 
के मेदसे भिन्न दूध घड़ ओर चितकवरेषन आदिकं द्वारा क्रि हये 
मेदरूप--संकोच को खत्म कर देनेसे पानी में दूध-दूध एक ही वस्तु 
मालूम देती है, उसमें मेद नहीं 'दिखाई पडता । उसी प्रकार देहः, प्राण, 
पयष्टक ओर चून्य का विचार समाप्त होनेसे ब्रह्मही रह जातादहै। 
जंसाकि भटर दिवाकर वत्स ने कक्षयास्तोत्र मे कहा है -- 


शरीरके ज्ञानका द्वीप जब भंगहो जाता दै, निमेल ज्ञानसमुद्र 
रेकान्तिक हो जाता है तो इन्द्रियसमूह्‌ को भीतर की ओर उन्मुखकर एक 
सनातन विहवात्मा प्रकाशमान रहते हो' ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकारं ब्रह्म की सत्ता पर आरूढ योगी को न्दर का अभिभव 
भी ब्रह्ममय होता है अतः स्वरूप की हानि नहीं होती, यह बताते है :- 
इत्थं तत्वसमूहे भावनया शिवमयत्वमभियाते 
कः शोकः को मोहः सर्वं ब्रह्मावलोकयतः ।\ ५२ ॥। 





१. बाहुकेय-तरह-तरह की (? ) या अधिक दव देने वाली (?) या 
रो ( ) 


योगराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ७३ 


कारिकार्थ-इस प्रकार भावनाद्रारा, तत्त्वसपरह के शि्मयता पा 
लेने पर सब कुं को ब्रह्म देखनेवाले को क्या शोक ओर क्या 
मोह ?^ ॥ ५२ ॥ 

विवत्थथं --इस प्रकार निर्णत मागंसे जिस योगौ कं कंचुक्रूप 
बंधन चट गये हैँ उसकी तत्वसमूह अर्थात्‌ भूतो, विषयों तथा इद्रियो कं 
समूह मेँ भावना केद्वारा, यह सब एक है इस आत्म चैतन्य के द्द्‌ विम 
से, शिवमयता, परम अद्रयपदता, कोपा लेने परः शोक ओर मोहसे 
ध्वनित द्रन््रो के अभिभव, यह सव तत्वसमूह ब्रह्म दै यह देखनेवाले कं 
कयि नगण्य हो जाते है, क्योकि ब्रह्ममय होनेकं कारणवे सव उकं 
स्वरूप ही है, अतः वे दुःख नहीं पहुंचा पाते ॥ ५२ ॥ 

शंकाकीजा सकतौदै (ननु) कि पूर्णं अद्रयरूप होने । भी 
ज्ञानी का शरीर अवश्य बना रहता है तो उसके कारण होनेव।ले अच्छे 
ओर बुरे कर्मो कं फलों का संचय क्यों कर न होगा {?- इसका 
परिहार है :-- 


क्मंफलं शुभमशुभं मिथ्याज्ञानेन संगमादेव 
विषमो हि सङ्कदोषस्तस्करथोगोऽप्यतस्करस्थेव । ५३ ॥\ 





१. तुलना कीजिए -- 

यरिमन्‌ सर्वाणि भूतानि ात्मेवाभरद्‌ विजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपदयतः ॥ 
ईशावास्योपनिषत्‌, ७ । 





तरति शोकमात्मवित्‌ । --छान्दोग्य, ७-१-३ 
शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति । --बहदारण्यकोपनिषत्‌, ३-५-१ 


तथा - 
विश्वात्म विश्वतीर्णं च स्वतन्त्रं दिव्यमक्षरम्‌ । 
अहमित्यु तमं तत्त्वं समाविश्य विभेति कः ॥ 
--विज्ञानभैरवविवृति, प° ९० 
२. सर्वज्ञः सर्वकर्ता च व्यापकः परमेरवेरः । 


स एवाह शैवधर्मा इति दार्क्यात्‌ भवेच्छिवः ॥ 
 --विज्ञान भैरव, पृ° १०९ 




















परमार्थसार 


कारिका्थ- कर्मो काफल, शुम या अशुभ, मिथ्या ज्ञान के साय 
संगमसे होताहै संगकादोष विषम होताहै जसे किजोचोरनहींहे. 
उसको भी सग के का.ण चोर होने का दोष लग जाता है' ॥\ ५३ ॥ 


विवस्यर्थ- अदवमेध, ब्रह्महत्यादि सूप जो पुण्य ओर अपुण्य 
(पाप) कर्मके फलोंके समुदाय का संग्रह है वह मिथ्याज्ञान के साथ 
संगमसे' पैदा होताहै। शरीरी हु, यह अङ्वमेध्रादि मेरे उपायै, 
हस तरह अनात्मा को आत्मा समन्ञत हुये आत्मा को अनात्मा समञ्लने 
वालाजो विपरीत ज्ञान उससे रागके कारण ही पलु (जीव) का 
शुभाुभ कर्म॑फलों का संचय होता दै जिससे सदा संस्कारित होने से वह्‌, 
संसार के क्टेशोंका पात्र बनतारहै। प्रहन हो सकतादै किं (ननु) 
ब्रह्मस्वरूप प्रमाता को इतने से पशुत्व कैसे आ जाताहै? इसके उत्तरमें 
एक ओर बात कहते दँ--“विषम होता है" आदि। क्योकि संगका दीष 
सर्वथा अमह्य होता है अतः जैसे सञ्जनमें भी अत्यन्त असाधु का संग 
अपने दोष मिलादेताहै उसी तरह प्रमाताके बुद्ध होने पर भी भ्रान्ति 
चे उत्पन्न मोह का योग पशुत्व पैदाकर शुभ ओौर अशुभ कर्मो के साथ 
संबध पैदा कर देता है ॥ ५३ ॥ 


लोकव्यवहारकृतां य॒ इहाविद्यामुपात्तते मूढाः । 
तते यान्ति जन्ममृत्य्‌ धर्माधिर्मागंलाबद्धाः । ५४ ॥ 


कारिकार्थ जो लोकाचार से उत्पादित अविद्याको यहाँ भजते 
है, वे मूढ है ओर धमं तथा श्रधमं को खला से बधकर जन्म ओ्रौर मरण 
प्रप्त करते हैं । ५४॥ 

विवृत्ण्थं -जो प्रमाता देह को आत्मा समज्ञते हुये फल को इच्छा 
से कलुषित होकर लोकाचारस्वरूपा, पुण्यापुण्यमयी अविद्या, भेद-प्रकाश- 
स्वरूपा माया, को संसार में स्वर्गनरकादिफल को पानेके उपायके खूप 
मे भजते दँ वे मूढ अर्थात्‌ अज्ञ दँ ओर पुण्य ओर पाप की श्युखलामे वधे 
ह्ये बारवार पैदा होते ओर मरते रहते है, इस तरह सदा ससार के वलेश 
को भोगते दै । पर जिस ब्रह्मस्वभाव योगी के मोह का बंधन नष्टहो 


१. तुलना कीजिए --- 
यो मां वेदनह वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते (--कौषीतकरि 
उपनिषद्‌ ३-१ 


यौगराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ७५ 


जाताहै, धमं ओर अधर्मका बन्धन दूटं जातादै वहन पैदाहोताहै 
ओरन मरता है। ५४॥। 

अविद्यासे अजित कमं भीज्ञानके आविर्भावसे हीक्षीण होते है, 
अन्यथा नहीं, यह बताते हैँ :-- ॥ 


अज्ञानकालनिचितं धर्माधर्मात्मकं तु कर्मापि | 
चिरसंचितमिव तलं नह्यति विज्ञानदोषिवज्ञात्‌ ॥। ५५ ॥\ 


कारिका्थं--अज्ञान के समय इकट्ा किया हआ धर्मधि्मरूप कमं 
मी विज्ञानको अग्निके बलसे चिरकालसे संचितरूईकी तरह नष्ट 
हो जाता है ॥ ५५ ॥ 


विवृत्यथे -अज्ञानकाल में अर्थात्‌ कृत्रिम प्रमातृता ( देहादि में 
प्रमातृभाव ) अपना लेने के अवसर पर, जो पुण्यापुण्यरूप कमं, अनुकूल- 
फलों की इच्छा से, स्वाकार कियाथा वह विज्ञान अर्थात्‌ विशिष्ट 
ज्ञान की दीप्तिके वशसेनष्टहोजातादहै। ही परम ब्रह्य हं यह विज्ञान 
करुतरिम प्रमातृभाव को जलाने मे समथे हैः उसी का बारम्ब्रार्‌ अनुसन्धान 
करनेसे जोप्रमाहोनी है उसी के सामर्थ्यसे ( कमं ) विनष्ट होतादहै। 
कैसे? जैसे कि चिरसंचित तक आगीके प्रकाशकी क्षमतासे तुरतदही 
राखहो जाता दै उसी प्रकार कर्म॑फलोंकाढेर विज्ञानअग्निके सामभ्यंसे 
क्षणम ही प्रलीन हो जाताहै"। गीताम (कहाहै) 'हेअजुन। जसे 
प्रज्वलित अग्नि ईन्धन को राख बनादेतीदहैवैसेही ज्ञानरूप अग्निसभी 
कर्मोको राख कर देती है।' ( भगवद्‌ गीता ४।३७ ) 

पटले किये हुये कमं ही ज्ञान के प्रसाद से नष्ट नहीं होते अपितु अभी 
के कर्म भी ज्ञानसे प्रदीप्त दृष्टिसे फलदायक नहीं रह जाते, यह्‌ 
बताते हैँ :- 

ज्ञानभ्राप्तौ कृतमपि न फलाय ततोऽस्य जन्म कथम्‌ । 


गतजन्मबन्धयोगो भाति क्िवाकंः स्वदीधितिभिः ।\ ५६1 





१. तुलना कीजिए -- 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे । ~ मुण्डकोपनिषत्‌ २-२-९ 

न ह वै सशरीरस्य सतः श्रियाप्रिययो रपहतिरस्ति, अशरीरं वाव सन्तं न 

त्रिया्रिये स्पृशतः । --छान्दोग्य उपनिषत्‌ ८-१२-१ 














७६ वरमार्थंसार 


कारिकार्थ ज्ञान पा जाने पर किया हज कमं फलद नहीं होता 
किर मला इसका जन्म कंसे । होगा ) ? जन्मरूपी बन्धन के साथ सम्बन्ध 
खत्म हो जाने पर शव सूयं अपनी किरणों से प्रकाशित रहता हे । ५६ ॥ 


विवृत्यथे--स्व।त्म महेश्वर का विमं जम जाने पर जो भी युभा- 
शुभ कर्म किया जाता है वह कृतिम प्रमातृभाव का अभिमान नहोनेसे 
अपने अनुसार फल नहीं दे पाता, कर्मफल न होने से उसकं भोगने कं ल्यि 
बने जन्म की सत्ता कंसे होगी ?-- अर्थात्‌ योगी का पुनजेन्म नही होता । 
प्रन हो सकता है कि लरीर खत्म होने पर वह ( योगी ) यदि पुनः उत्पन्न 
नहीं होता है, तो उसक्रा स्वल्प कंसाहोता दहै? इसका उत्तर है, जन्मूप 
बन्धन के साथ जिसका सम्बन्ध समाप्त हो जाता है, जिसका मोह्‌ का 
आवरण नष्ट हो जाता है एेसा वहे शिवसूप सूर्यं अपनी किरणों से अर्थात्‌ 
चैतन्य किरणों के समूह से प्रकाशित होता है। दूसरे दाशंनिकों दारा परि. 
कल्पित मोक्ष इसे नहीं होता अर्थात्‌ किसी स्थान जैसेकि स्वर्गादि की प्राप्ति 
नग होती । केवल माथा आदि के द्वारा कयि हये संकोच के नष्ट हो जाने 
से वह्‌ अपने शक्ति विकास को प्राप्त हौ जाता है ॥ ५६॥ 
इसका दृष्टान्त देते रै 


तुष-कम्बुक-किशारकभुक्त बीजं यथाङ्कुरं कुरुते । 
नैव तथाणवमायाकमं विमुक्तो भवाङ्कुरं ह्यात्मा ++ ५७ ॥ 
कारिकार्थ-जिस प्रकार तुष, कंबुक ओर ¶किशार्क से विहीन बोज 
अंकुर नहं पेदा करता ह उसी प्रकार आणव, मायोय तथा कामं ( मलों ) 
से विमुक्त आत्मा संसार को अंकुरित नहीं करतौ \। ५७ 1! 


विवेत्य्थ- जसे किशारुक ( अनाज की बालका अग्रभाग ), तुष 
( भीतरी छिलका ) ओर कञूक ( बाहरी छिलका ) से अरग किया इजा 
अनाज का बीज बीजात्मकं किंशारुकं आदि सामग्रीके न रहनेसे मिद्री 
पानी ओर धूप में रहने पर भी अंकुर पेदाकरनेका कारण नदीं बनता है, 
उसी प्रकार कबुकस्थानीय आणवमलं से, तुषस्थानीय माया-मल से ओौर 
किश।रक स्थानीय कामे मल से मुक्त या जलग की ई आत्मा अर्थात्‌ च॑तन्य 
मखत्रयरूप सामग्री कंन रहने से, पनः ससारणूपी अक्र उत्पन्न नहीं 
करता--विदव कं नाना पदा्थंसमूहों की उत्पत्ति ओर विनाज्च कं वैचित्य 
का स्वात्मचिन्तन करता हंआ महेश्वर ही हो जाता है ॥ ५७ ॥ 





योगराजकृत विढृति का सटिष्फण हिन्दी अनुवाद ७७ 


इस प्रकार ज्ञान अग्निसे जिसके कंचुक-बीज जल गये है एेसे योगी 
कोन किसीसे डर टोताहै ओरन त्याज्यया ग्राह्य होता है, अतः 
कहते है :- 

आत्मज्ञो न कुतङ्चन बिभेति सर्वं हि तप्य निजरूपम्‌ । 

नेव च श्लोचति यस्मात्‌ परमार्थे नाशिता नास्ति ।\*५८॥। 


कारिकाथ--आत्मज्ञ कहीं से मी नहीं डरता क्योकि सब उसीका 
स्पहै ओर न शोक करताहै क्योकि परमार्थं में विनाशशीलता नहीं 
होती! ॥ ५८ ॥ 

विवृत्यथं--जो (आत्मज्' है अर्थात्‌ स्वात्म-महैवर के स्वातन्त्र्य को 
जानना है बह "कटं से भी नहीं डरता'--न राजा शत्रुया प्राणियो से । एसा 
क्यो होता है? इसका उत्तर है: "क्योकि सत्र उसी का रूप है'--स्वात्म्‌- 
महेश्वर से अद्वैत को जाननेवाले उस ( ज्ञानया योगी के च्यि सभी 
पदार्थ॑समूह, यह विरव, महाप्रकाशस्वरूप स्वात्मा का ही रूप' या अकार 
है । क्योकि सभी में प्रकाश व्याप्त है । प्रकाश ही स्वतन्त्रतासे अपने ओर 
पराये रूप मेँ प्रकट होता है । अतः जो भी डर की जगह दुनिया मे मालूम 
पडता है वह॒ उसके अंग समा? ही दहै फिर भला डर कंसे पैदा करेगा ? 
अपने से भिन्न पदाथंडरका हेतु हो जाने पर सवेत: परिपूर्णं ( महेङ्वर ) 
से भिन्न ओर परिमित यमादिदहैही नहीं जिससे कि देह मे आत्माभिमान 
छोड़ने पर भी ज्ञानी डरे । अतः सर्वत्र अपने स्वरूप की प्राप्ति होनेसे 
संसार में रहना हुआ एकाकी होकर भी योगी अपने ओर पराये काभेद 
मिट जाने के कारण, निडर विचरण करता है । जेसा कि पूज्य गुर ( पर- 
मेष्ठिपाद उत्पल ) ने कहा है :-- 





१. तुलना कीजिए -- 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन ।-- 
तैत्तिरीय उपनिषत्‌ २।९ 
अभयं वै जनक प्राप्तोऽपि । --वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४-२-४ 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनु परयत; । 
-- ईशावास्योपनिषत्‌ ७ । 
तरति शोकमात्मवित्‌ । -- छन्दस्य उप ° ७।१।३ 


= 





परमार्थसार 


जो इमं सारे पदा्थंसमूह को अपङी विकल्पविहीन सूति मानता है, 
नित्य आनन्द मेँ रहने वाले उप्तको, आत्मा से परिपूणं जग मे, कहां से भय 
है ?' ग्रन्थकारनेभी: 


वै अकेला हं! इमसे मनुष्य संसार में त्रास ओर क्रूरता कं रससे 
दुःख पाताहै, पर मै एकाकी ( अद्वितीय हूं मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं 
है, इस तरह ( सोचने से) भय, चला जाता है ओर सूस्थहो जाता है। 
ओर न वह “शोक करता है'--आत्मज्ञ शोक नहीं करता जेसेकि मेरा धन 
यास्त्रीआदि नष्टहो गई, मै खाली, व्याधिसे पीडितिहूं, मररहारहुः 
आदि । क्योकि जैसा बताया गया है 'परमार्थं ^ अर्थात्‌ तात्तिकर वस्तु चैतन्य 
स्वरूप मे अन्तर्मुख होने पर किसी भी प्रमातामें विनाश्च का धमं नहीं रह 
जाता। वह सव, जिसका सार अभिमान ( अध्यास ) है,जो कायक रूप 
न प्रतीत होता है, इदन्ता से युक्त है, वह उत्पन्न ओौर नष्ट होता है किन्तु 
संविदरूप अहन्तासार अङरत्रिम ओर स्वतन्त्र का नहीं, क्योकि उसमे कार्या- 
नुक्ल प्रयत्न ही नहीं होता ( अर्थात्‌ वह कार्यं नहीं बनता जो कि विनाशी 
हो ) ओर न इमसे उप्त ( आत्म। ) के स्वरूप की क्षति होती है, यह्‌ विचार 
करनेवाले योगीके देहम स्थित होने पर भी देहं कृत शोकादिकी 
उत्पत्ति, जो स्वरूप का आवरण बन सके, नहीं होती ॥ ५८ ॥ 


स्वात्म-महेद्वर के स्वरूप का परिशीलन दृढ हो जानेसे इस 
( जीवन्मुक्त ) ज्ञानी कं चित्तमें अदूरता आदि दोष नहीं होते, यह प्रति- 
पादित करते है ,-- 

अतिगूढहदयगञ न ्रूढपरमाथरत्न संचरतः । 

हेवत्‌ महेदवरभवे का दुर्गतिः कस्य \\५८ १ 


कारिकाथं--अत्यन्त गूढ हृदय-रूपो भण्डार में पुरुष परमाथ की. 
तरह रत्नो के संचयसेभ्वेही( सब) हूं इस प्रकार महेश्वर भाव हो 
जाने पर किकी दुगेति होगी ।। ५९ ॥ 

विवत्यर्थ--'अत्यन्त गूढ" अर्थात्‌ अत्यधिक गृप्त हव्य रूपी "गंज 
अर्थात्‌ सभी का परमार्थभूत जो स्वस्वरूप है उसका विश्रान्तिस्थान रूप 
भण्डार, उसमें भरत्यन्त तीव्र आदवासन से प्ररूढ जो पगमाथ-सद्गृरकं दारा 
उपदिष्ट स्वात्मज्ञान का स्वल्प--वही सारी विभरतियों का हेतु होने से रत्न 
संय के समान दै । उपके कारण यह सवर्म हूं यह्‌ जो परम अहन्तामे 
विश्रान्ति स्वल्पं पूर्णं महेश्वरलूप-देही होने पर भी आत्मप्रकाशन का 


योगराजकृत विढृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ७९ 


स्वातन्त्य है, उसके होने पर विचारी दुरगंति-दरिद्रता अथवा उससे ध्वनित 
कोई कृत्रिम विभूति-वं शिष्ट कंसे होगा? सभी पदार्थोकासार (शिव 
का) आभासदहै, जवर पदार्थं आभासित होते हैँ तभी योगी की आत्माकं 
समान बन जाते हुये उत्कर्षं या अपकर्ष कंसे पैदा कर सकंगे--अतः एसी 
प्रकार की दुर्गति आदि नहीं होगी । किसकी दृरगति होगी या इस दुर्गति 
का पात्र कौन होगा, देहादि में आत्मा का अनिमान करने वाले इस दृगंति 
के पात्र बनें क्योक्रि वे अपने से भिन्न ओर काम्य (वस्तु) कीप्राप्तिसे 
ईरवर ओर ( वस्तुओं के छट जाने से ) खारी हाथ ( वरि कहलाते हैँ पर 
जो स्वाभाविक अहन्ना के परिशीलन का परमार्थं वाला ज्ञानी वह सवर्मै 
( सोचने ) से महेऽवर ब्रयोकि उसक्रा काम्य उससे भिन्न नहीं होना, वह 
भला कैसे भिन्न ( वस्तु) की प्राप्तियाअप्राप्तिके कारण दुगेति का पात्र 
बनेगा ? इसीच्छिि (कारिकामें आये) गंज (भण्डार), शब्द करारत्न 
संचय शब्दका तथा ईदवर शाब्द के अक्रत्रिम अर्थंके वाचक विशेषण 
( क्रमशः ) "हदय, रूढ-परमाथं तथा "महान्‌ दिये गवे हैँ ।। ५९ ॥ 
अब्र मोक्ष का स्वरूप बताते हैँ-- 
मोक्षस्य नैव किचिद्‌ धामास्तिन चापि गमनमन्यत्र । 
अन्ञानग्रन्थिभिदा स्वज्ञवत्यभिव्यक्तता मोक्षः ।॥ ६० ॥ 


कारिकार्थ--मोक्षका नकोईधामहै श्रौरन कहीं जानाहोताहै, 
प्रज्ञान कौ गांठ खोल देने से अपनी शक्ति का श्रमिव्यक्त हो जाना 
मोक्षहि' । ६०॥ 

विवत्य्थ--पूर्णं अहन्ता का चमत्कार जिका सार टै एसे मोक्ष, 
कंवल्य का कोई अल्ग स्थान । धाम) नहींहै क्योकि देश या काल इसके 
अवच्छेदक नहीं है। ओरन इसलिये किसी भिन्न ( तत्तव । मे गमन या ल्य 
माक्षदहै जैसा कि भेदवादियो के अनुसार उत्करान्तिसे चक्रोधार आदिका 
भेदन करने सेद्रादशान्त में ल्यहोताटहै। यह्‌ है मृक्ति,जेसा किकहा दहै :- 

“शिवसत्ता व्यापकहै तो उत्क्रान्ति काक्या प्रयोजन ? ओरयदिपरम 
तत्तव व्यापक नहीं है तो (भी) उत्क्रान्ति से क्या प्रपोजन ।' इसी प्रकार कं 
दूमरे दाशंनिको हारा परिकल्पित मोक्ष के अनेक भेद है, उनका यदि विस्तार 
किया जाये तो ग्रन्थ के बढुजानेका उर दहै, अतः उनका विस्तार नहीं 





१. मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथनं हि स०। 
८ तन्त्रालोक, भाग १, १।१५१ ` 














ऋः 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


८० परमार्थसार 


क्रिथाजारहहै। उप सत्रमें द्रैतमल के रहनेसे अमोक्ष को मोक्ष चाहना 
मोभ्नाभासहीदहै। तो मोक्ष का क्या स्वरूप है ! इसका उत्तर है “अज्ञान ...' 
। आदि । अज्ञान अर्थात्‌ भ्रान्ति कं द्वारा वैदा हुआ आत्मामं अनात्माभिमान 
के साथ अनात्मा देादिमे अत्मा का अभिमान लक्षण वाला मोह । वही 
पूणं स्वल्प का संकोच करने वाला होनेसे गांठकं समानदहे। | गाँठ 
अर्थात्‌ स्वातन्त्र स्वरूप अपने व्यापकत्व आदि का देहाभिमान कं कारण 
बन्धन है, उका खोच्ना (भित्‌ ) अर्धात्‌ अपने पूणं स्वातन्त्र्य के परि- 
| शीकन की दृदृता से देहादि को आत्मा मानने की ग्रन्थिको खत्म करना 
ओर उसक।रणसे अ्रपती शक्तियों से अर्थात्‌ आत्मस्वातत्य-लक्षण धर्मोसे 
अपनी शक्ति का विकास ( अभिव्यक्ति) ही निरतिशय मोक्षद । अभिप्राय 
| यह दै: जैवे सहज नित्य व्यापकत्व आदि धर्मौ से युक्त आकाश भी घटादि 
| आधारो के बन्धनसे संकूचितन होकर वही अब्यापकत्वादि धर्मो से युक्त 
घशकश कहकतादहै। ओर वह्‌ जका से भित्नसाभी प्रतीतहोताहै 
ओर फिर घटादि आध्रारों द्वारा किये गये संकोच कं नष्ट होनेसे वही 
चटाकाश आदि तत्क्षण व्यापकलत्वादि धर्मोसे युक्त हो जाता है, घदादि कं 
नष्टहोसे उभमें कोई नया धरम पैदा नहीं होता । उभी प्रकार देहादिका 
|| अभिमान करने से उत्पन्न संकोच से संकुचित चैतन्य बद्ध कहंलाता है। वही 
| जव स्वषूपज्ञान की अभिव्यक्ति से देहादि में प्रमातृ भाव का बन्धन न्ट 
| हो जानिसे अपने दाक्तिकं परामन्ञं से विकस्वर हो जाता है तो मानो मृक्त 
हो जाताहै। इसप्रकार परिमित प्रमाता की दृष्टि से बन्धन जौर मोक्ष 
कासार केवल अभिमान ( अध्यास) है वस्तुतः परमाथ संवित्तत्व में यह्‌ 


कुछ भी ( अर्थात्‌ बन्धन या मोक्ष नहीं हो सकता । अतः मुक्ति मे कोई नई 
( वस्तु ) सिद्ध नहीं हीती, जपना स्वल्प प्रकाशित होता है । यही "विष्णु 
धम" में भी कहा गया है -- 
“जैसे कुआं बनाने से जलाकाश की सृष्टि नहीं होती, सत्‌ को ही 
। अभिव्यक्ति दी जाती है, असत्‌ की उत्पत्ति कहां से होगी ।' 4 
“जैसे धौकनी के ट्ट जाने पर हवा, दूसरी नहीं होती, वायु के साथ 
| ( तद्रूप होती दै ) उसी प्रकार जिसक पुण्य भौर पापके बन्धन टूट गयेहं 
वह्‌ अमः ब्ध के साथ दूस री-{्िच् नरी होती \\ ६० \ 
। दस्‌ प्रकार अज्ञान्‌ के उन्न के वनष्ट कर दूरे ष्र कृष! करने के 
| लिये श्रीरको धारण करते हये भी मुक्त होता दै, यह्‌ निवेदन करते है- 











त 

















५, ^ 


( विृति का सटिप्फ्ण हिन्दी अनुवाद ८१ 


भिच्राज्ञानग्रन्थिगंतसदेहः पराकृतश्रान्तिः 
परक्षीणपुण्यपापो विग्रहयोगेऽप्यसौ मुक्तः ॥ ६१ ॥ 


कारिका्थं--जिसको अज्ञान की ग्रन्थि खुल चुकी हे, सन्देह समाप्त 
हो गया ह, रान्ति तिरस्कृत हो गई ह, पुण्य ओर पापनष्टहो गये है, वह्‌ 
शरीर के साथ सम्बन्ध होने पर भी मुक्त होताहि॥ ६१॥ 

विवृत्य्थ--शरीर के साथ सम्बन्ध होने पर आत्मज्ञ, शरीरादिमें 
अभिमान कंन होनेसे, जीते हये भी अर्थात्‌ विकसित शक्ति वाला होता 
है। शरीरके साथ सम्बन्धही बन्धन टै तो उससे सम्बन्ध होनेपरभी 
यह्‌ मुक्त कंसे होगा? इस शंकाका उत्तर टै भिन्न" इत्यादि। जिसने 
अज्ञानरूपी ग्रन्थि अर्थात्‌ अपूर्णता की ख्याति से उठने वाले देहादि मे अभि- 
मानरूप बन्धन को तोड़ डउालारहै वह तथा जिसका सन्देह नष्टहो 
हो गया है तथा जिसने परम अद्रय की प्राप्तिसे यूप श्रम को तिरस्कृत 
कर दिया दहै तथा परिश्ीकन से जिसके पुण्य जौर अपुण्य अर्थात्‌ देहमें 
आत्माभिमान न रहने से विगलित संस्कार वाले धमं ओर अधमं विनष्ट 
हो गये हैँ वह जीवन्मुक्त कहलाता है। इससे प्रतिपादित होता हैकि 
अज्ञान ही बन्धनदहै। वहशरीरकं साथ सम्बन्ध रहने पर भी जिसका 
विनष्ट हो जाता है बह जता हज भौ मृक्त है, अतः शरीर के साथ सम्बन्ध 
बन्धन नहीं ओर न उसके साथ विथोग मुक्ति। पर देहपात के अनन्तर 
मोक्ष पूरा हो जाता दै ।*।। ६१॥ 





१, सम्पूर्णं सन्द के लियि कुछ अवतरण उल्लेखनीय ह :-- 

(क) जीवन्मुक्तो नाम॒स्वस्वरूपाखण्डज्ञानेन तदज्ञानवाधनद्वारा स्वस्वरूपा- 
खण्डब्रह्मणि साक्षात्कृते ज्ञानतत्कार्यसंचितकर्मसंशय विपर्ययानामपि बाधितत्वाद- 
चखिटवन्ध रहितो ब्रह्मनिष्ठः । --वेदान्तसार, प° १२३ 

(ख) यदा तु गुद्धविद्याशक्त्या संकोचविकासोऽस्य विलाप्यते तदा मुच्यतेऽसौ 
वै, नच देहपाते अस्य मुक्तिरपितु जीवतोऽपि । 

--स्वच्छन्दतन््रटीका, भाग ६, पटल १२, प° ५२ 

(ग) तुं तथा तु्यतीत दोनों अवस्थाए जीवमुक्ति है जो आगमशास्त्र में 
समावेश कहलाती टै :-- 

यदा तृक्तगुरूपदेशादिदिशा तेनै वाह्‌ भावेन स्वातन्त्रयात्मना व्यापकत्व- 
नित्यत्वादिधर्मपरामद मामनि विदधता ततः बयून्यादेः प्रमेयादुन्मज्ज्येवास्यते 


॥ 





नाना 


| 
| 








८२ परमार्थसार 


कर्महेतुक शरीर रहने पर भी खाली शरीर चलाने भर के लिय 
जञानसे प्रदीप्त कमं करते रहने वाले जीवन्मुक्त का कमं फलदायक नहीं 
होता, इस संबंध में युक्ति बताते हैँ -- 


अगन्यभिदग्धं बोजं यथा प्ररोहासमथंतामेति । 
ज्ानाग्निदग्धमेवं कमं न जन्मप्रदं भवति ६२॥ 


कारिकाथे-जेसे आग मे मना हुजा बीज अंकरुरित नहीं हो 
सकता उसौ प्रकार ज्ञानरूपो आगसे जला हुआ कमं जन्मप्रद नहं 
होता है । ६२ ॥ 

विवत्य्थ--आग मे भूना हुआ चाव का बीज धरती, पानी, 
घामके बीचमें रह्नेपरभीसामग्री पूरी न होने से, जैमे अंकरुरादि वैदा 
करनेमे अक्षपदहोजाताहै उषी प्रकार ज्ञानाग्निसे जला हुआ" “अर्थात्‌ 
पूणं अदरेतकं जानकी प्रभासे भूना हुआ कर्म, रमै हौ इस तरह्‌ विश्वरूप 
मं प्रकागमान हं, इसपे देहादि मे आत्मा का अभिमान नष्ट हो जानेसे 
त्याज्य ओर ग्राह्य की बुद्धि छूट जनेसे जो कुछगुभ या अशुभ क्म किया 
जाता है उसकी शक्ति विनष्ट हो जाती है अतः वहु ज्ञानी कं ल्यि देहपात 





तदा तुयतीतावस्या । यदापि पराम्ृष्टतथाभरुतव भवादिनित्यैरवर्यसंभेदेनैवाह ~ 


भावेन रून्यादिदेहधात्वन्तं सिद्ध रसयोगेन विध्यते तदास्यां तुयेदशायां तदपि 
प्रमेयतामुज््तीव । सेयं द्वय्यपि जीवन्मुक्तावस्था 'समावेश” इत्युक्ता शास्त्रे । 
सम्यगावेरानमेव हि तत्र प्रधानम्‌, तत्सिद्धये तुणदेशान्तराणि । यथा गीताथाम्‌- 
`मय्यावेदय मनो ये मां" ( १२।२ ) इति । “अथावेदायितुं चित्रम्‌" ( १२।९ ) 
इत्यादि च । > > >‹ देहपाते तु परमेदवर एवैकरसः इति कः कुत्र कथं 
समाविजेत्‌ । तदेतन्मख्यत्वं समावेशस्य लक्षणं येन देहस्थितोऽपि पतिः इति 
"क्तः" इति शास्त्रेपुक्तः । --ई्वरप्रत्यभिज्ञाविभशिनी ( भास्करी २) 
प° २५७-५९ 
(घ) एष प्रमाता मायान्धः संसारी कर्मबन्धनः । 
विद्याभिन्नापितष्वयंश्चि दुधनो मुक्त उच्यते ॥ 
~ ईदव रप्रत्यभिज्ञा कारिका ३-२-२ 

‰ > भस पुनजंन्मवन्धविरहात्‌ देदेऽपि स्थिते मुक्त इति व्यपदेशयोग्यः । 
पतिते तु शिव एकधनः इति कः कुतो मुक्तः । भूतपूव गत्या तु प्रमात्रन्तरोपेक्षया 
मुक्तः शिव इति व्यवहारः । --वहीं, विमशिनी 





" कन 





योगराजकरृत विद्रति का सटिप्पण हिन्द अनुवाद ८३ 


के अनंतर जन्पह्पी फल को पैदा नहीं करता अर्थात्‌ देह को पैदा करने 
काहेतु नहीं बनता जपे करि जञा हज बीज अंकुर के पैदा करने में। अस्तु, 
सभी मे अहंभावात्मा वितिशक्तिको फलकी इच्छान करते हुये किया 
हुआ कर्मं पुनः जन्म नहीं दे पाता है! ।॥ ६२ ॥ 

एेसादै तो वितिशक्ति अषंककुचिता ( विक्रस्वरा) होने पर भी 
देहवती कंसे होती है ? इसका उत्तर है :-- 


पररिभितबरुद्धित्वेन हि कर्मोचितभाविदेहभावनया 1 
संकुचिता चितिरेतद्देहध्वंसे तथा भवति ॥ ६३ ॥ 


कारिकार्थं -चिति परिमित बुद्धिभाव के कारण होने वाली 
कर्मानुकूल देह को मावना से संकुचित होती है । इस देह का नाश हो जाने 
पर वह उसो तरह को हो ज्ञातो हं ।। ६३ ॥ 


विवृत्य्थ-जो भी कमं, "परिमित वृद्धिभाव से" अर्थात्‌ अख्याति 
हारा उत्पादित देहादि मे (आत्माके ) अभिमान-संस्कारसे जो इच्छा 
कालुष्य होता है उस बृद्धिसे, कियाजातादहैः जैसे कि भै अश्वमेधसे 
यज्ञ कगा, इस लोक ओर परलोक मे सुखी बनू गा, मेँ कभी दुःखीन बन्‌ 
दस कमं से इन्द्र का षद प्राप्त करू । इस तरह के संस्कारों से युक्त कर्ता 
का उसी के अनुकूल कर्मं होता है ओर मनोवासना में बढृनेवाले उस कमं 
काजो तदनुकल फल्भोक्ताके लायक शरीर बनता है, अर्थात्‌ प्रारन्ध 
कर्मं फलों के भोक्ता गरीरकेनष्टहो जनेसेजो वादमें शरीर मिलता 
है उषकी भावना से इस अख्वमेध आदि यज्ञ से साभ्ाज्यादि प्राप्त करूगा' 





१. इस संवन्ध में भगवद्गीता के कुछ अंश उल्टेखनीय हैँ :-- 


शुभाुभफलरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ --९-२८ 
अनाच्रितः कर्मफटं कार्य कमं करोति यः । 

स संन्यासी च योगी चन निरग्निनं चाक्रियः ।॥ --६-१ 


यस्य॒ सवे समारंभाः कामसंकल्पव जिताः । 
ज्ञानाग्तिदग्धकर्मामिं तमाहुः पण्डितं बुधाः । ४-१९ 
तथा ---आरभ्य केम।गि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वान्‌ विनियोजयेद्‌ यः । 
तेषामभावे कृतकर्मनाशःकर्मश्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः ॥ 
--्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ ६-४ 








८४ परमार्थसार 


यह जो इष्ट कर्मफलके संस्कारों का जपमनादहै उकषत्े कर्मोचितमा- 
विदेहभावना' से यह सवंत: पूर्णं चितिशक्ति आणव ओर मायीय मल 
जिसके मूल हैँ एसे कामं मल का स्पदं पाकर संकूचितहो जातीहै। वह्‌ 
व्यापक दै पर फिरभी घटाकाशकी तरह कर्मानुसार फलोंके भोक्ता 
शरीर का संस्कार उसकी उपाधि बन जातादहै। किन्तु इसशरीरके नाश 
होने पर वैसीहीहौ जाती है। अर्थात्‌ इस प्रारब्ध कर्मफल का भोक्ता जो 
शरीर है उसके भोग समाप्तहो जाने पर उसका ध्वंस अर्थात्‌ मरणहो 
जाने पर जो कर्मेसंस्कार पैदा होते है, वह चिति उसी सस्कार के अनुकूल 
उस कमं के फर को भोगने वाले देहवाखी हो जाती है । जिसके कारण चिति 
भी स्वगे, नरक आदि भोगों कापात्र बनती टहै। अतः शरीरी बनकर 
परिमित फल कीलिप्सासे जो काम किया जातादहै वह फक का भोगने 
वाके जन्मकोदेने में अवद्य समर्थहोताहै पर जो अशरीर होकर “सब 
ब्रह्म हूँ इस रूपमे संविद्रूपमें जो किया जाताहै वह संस्कार को अंकुरित 
न कर सकने से व्यापिका चितिशक्ति का जन्मदाता कंसे बन सक्ताहै? 
यह्‌ है तात्पर्यां ।॥ ६३ ॥ 
यदि अनात्मभावसे कियाहुजा कमं प्रमाताके संसरणके लियि 
 होताहै तो आत्मस्वरूप बताना चाहिये जिससे कि वह्‌ संसारी न वने, 
इस ( विषय ) का प्रतिपादन क्रियाजा चुकाटहै पर शिष्य जनों को 
हृदयंगम कराने के व्यि पुनः बताया जा रहा है :- 
यदि पुनरमलं बोधं सवंसमुत्तोणंबोदध कवु मयस्‌ । 
विततमनस्तमितोदितभाल्पं सत्यसंकल्पस्‌ ।\ ६४ ॥ 
दिक्कालक्लनविकल प्चुवमन्ययमोदवरं सुपरिपुणस्‌ । 
बहुतरशक्तित्रातप्रल्योदयबिरचनेककर्तारम्‌ 1 ६५ ॥ 
सृष्ट्यादि विधिसुवेधसमात्मानं शिवमयं विवबुद्धचं त । 
कथमिव संसारी स्याद्‌ विततस्य कुतः कव वा घ्रणम्‌ ।। ६६ ।। 
कारिकार्थ-पर यदि निर्मल, चैतन्य, समीसे परे ( निरतिशय ) 
्ञात्ृत्व ओर कतर त्व-स्वरूप, विस्तृत, उदय ओर प्रलय से रहित प्रकाश 
जिसको मूनि है, सत्यसंकल्प ( ६४ }, दिशा ओर काल कौ पकंड्‌ से रहित, 


ध्रुव, अविनाशी, ईश्वर, सुपरिपूरं, अनेकों शक्ति-समूही कौ उत्पत्ति जर 
लय करने बाले, ( ६५ ) सृष्टि आदि को विधान के निपूण दिघाता भ्रात्मा 














यौगराजक्कत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवादं ८६ 


को रिवमयजानलेताहे तो संसारी कंसे होगा ? व्यापक का संस्करण 
कहां ओर कंसे हो सकता ह ? ( ६६ ) ॥ ६४-६६ ॥ 

विवत्य्थ-पर जो प्रमाता, जिसका हदय पूणं शक्तिपात से अनु- 
प्रहीतद्ोजाताहै, देहादिमे प्रमातृभाव के अभिमान को हटाकर अपने 
को शिवमय-चिदानन्दैकघन; समञ्च टेता है । आत्म-महेरवरभाव को जानने 
वाला वह प्रमाता कंसे, किस तरह, संसारी, संसरणस्वभाव का हौ सकता 
है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता । वयोकि चिदचिद्रूप पुरैष्टक से अवच्छिन्न 
आत्मा का्ममल के संबन्ध से संसरण करती है, परर जौ (आत्मा) चिन्मूति, 
आणवादिमलषूपी कंचूक को नष्ट करनेवाली तथा शिवमय है, वह संसारी 
कंसे हो सकती दै ।-यह अभिप्रायहै। शंकाकीजा सकती है कि इसमें 
क्या दोष टै यदि चिन्मूत्ति होकर भी संसारी हो ?. इसका उत्तर है :-- 
“विस्तृत' आदि । देश ओर काक के आकार से अविच्छिन्न प्रमाता का, 
जो देहादि मे अभिमानके साथ अपनेद्वारा किये हुये कर्मो के संस्कार 
विनष्टहो जानेसे पूर्ण, संसरण कहां होगा ? वर्योकि वह्‌ सभीमें 
व्याप्त है, उससे अतिरिक्त ( भिन्न ) कोई वस्तु नहीं है जिसकी दृष्टि से 
उससे अग हटकर दूसरी जगह भिन्न वस्तु मे संसरण, गमन, कर सके । 
क्योकि देहादि में प्रमातृभाव के अभिमान से युक्त के लिय अपादान जौर 
अधिकरण आदि कारक संभव दँ ( अर्थात्‌ कहीं से कहीं जा सकता है ) 
पर जो चिन्मथ ब्रह्मरूप ओर देश फाल से अनवच्छिन्न प्रमाता है उसके चियि 
संसरण की बात तक नहीं कही जा सकती । शिवरूप आत्मा, जिसे जानले, 
वह्‌ कसी है ?- इसका उत्तर है : "निर्म चैतन्य--'आदि' जिसक्रा_आण- 
वादि मोका समूह्‌ विनष्ट हो गया दहै अतएव विमल हो जानेसे जो 
शुद्ध चिद्रूप है तथा 'सभीसे परे' है अर्थात्‌ जिसका ज्ञान ओरक्रियाका 
स्वातन्व्य निरतिशय है । 'विस्तृत' अर्थात्‌ देशादि के अवच्छेदक केन 
रहने से जो व्यापक्र है । अस्त ओर उदित अर्थात्‌ प्रख्य ओर उदय जिस 
प्रकाश्च-वोध प्रभामे विद्यमान नहींदै वह्‌ प्रकाश | रूप, देह, है 
उसे। साथ ही जिसके संकल्प' अर्थात्‌ स्वेच्छाविहार सत्य अर्थात्‌ परमार्थं 
है-जो जौ चाहताहै वैसा ही होता है--एेसे ( शिव )को। तथाजोदेश 
ओर कालके आक्रार की चचिं से, व्यापित्व ओर नित्यत्व धर्मो से मुक्त 
होने के कारण, विरहित है अतः ध्रुव या कूटस्थ, ओर अब्यय, अविनाी, 
है । तथा ईश्वर अर्थात्‌ स्वतन्त्र है । साथ ही जो "परिपूर्ण" सभी प्रकारसे 
कामनाओं से रहित है। इसके बाद जो शब्दराशि से उदित अनेकों या 
प्रभूत ब्राह्मी आदि शक्तियों से अधिष्ठित घटपटादि शक्ति-समूहों के खय ओर 


0 


काय 





==> नन ररक क 





८६ परमार्थसार 


। 
उत्पत्ति के विधान मे स्वतन्त्र है। साथही सृष्टि आदिकी विधि का । 
सुप्रवीण वेधा या विघाताहे। इसप्रकार के विरेषणोंसे सव॑तः पूणं 
स्वात्म-महेश्वर को जानता हुआ, चाहे जौ कुछ करता हुआ, कमं के बीज 
कोजलादेने वाला प्रमाता पूनः संसार का भागी नहीं होता । यहाँ तक 
कि वह्‌ जीते हुये ही विमृक्त हो जाता है ।॥। ६४-६६ ॥ 


स्वात्म-विमश्ं की युक्तिसे कर्म॑फरु कौ अभिलाषपाको देने वाके 
ज्ञानी दवारा किया हुआ कमं भी फल नहीं देता है यह निवेदित करते हुये 
अपने अनुभव से सिद्ध लौकिक दृष्टान्त को बताते है :-- 


इति युक्तिभिरपि सिद्धं यत्कमं ज्ञानिनो न सङ्लं तत्‌ । 
न ममेदमपि तु तस्येति दाढ्यतो न हि फलं लोके ॥६७॥। 


कारिकाथं-इस तरह युक्तयो हारा मो सिद्धहोजाताहे किजो 
कमे ज्ञानीका होताहं वहु फलवान्‌ नहीं होता. "यह मेरा नहीं है, अपितु 
उसका हं" ( मावना ) इसको स्थिर करने से संसार मे फल नहीं 
होता ॥ ६७ ॥ 


विवृत्य्थ- मेही चिन्मय स्वतन्त्र, सभी प्रमाताओों मे अन्तरतम 
होनेसे सभी कर्मोका करनेवाला, अथवा कर्ता नहीं हूं, परमेश्वर की 
स्वातन्त्यशक्ति ही इस तरह करती दै तो इससे उस बुद्ध चिद्रूपकाक्या 
बना-- “इत्यादि पहले वताई हई युक्तियों से पूर्वर्वाणित आत्मस्वरूप को 
जानने वले प्रमाताको दोनों तरह से अर्थात्‌ देहादिमें अहंभावके न 
रहने से ओर हेय ओौर उपादेय के न होने से, किया हुआ कर्मं भी फल नहीं 
देता है । आत्मज्ञानी के ल्यि, जैसाकरि प्रतिपादित करियाजा चृकाहै, 
दोनों प्रकार से ठृत्रिमता ( अस्वाभाविक प्रमातृभाव ) समाप्त हो जानेसे 
किथा हुआ कर्म फलके साथ संवन्ध कहां (क्रिस आश्रयमें) करेगा? 
कमं करलेनेसे प्रमाताको जो फल का अभिमान वदृताहै वही आश्रय 
होता है, ज्ञानी का अभिमान नहीं रह्‌ जाता अतः अपने स्वल्प मँ प्रक्षीण 
कमं फल के साथ संवंधित नहीं हो पाता । यह प्रहन किया जाय कि अभि- # 
मानके कारणही फल्योग होतादहै, वह कहाँ देवा है ? तो उत्तर हैः । 
"यह मेरा नहीं है' आदि । यह देखा गया है कोई नई बात नहींहै कि यह | 
यज्ञादि कर्मं भेरा नहीं है" “अपितु उसका अर्थात्‌ किसी अर्थवान्‌ यजमान 
काहै “यह सोचकर ( याजकदट्वारा किया हज ) यज्ञादि कर्म, मूल्यार्थी 
केरूपमें फलाभिमानन होने से, ( वह्‌ कमं ) पारलौकिक फल ( याजक | 





यौगराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ८७ 


को) नहीं देता है। उदाहरण के लिये “याजक ( यज्ञ करानेवाले ) 
यज्ञ करते हैँ। ( परस्मैपद ), यजमान यज्ञ करते हैँ ( आत्मने पद )' 
इस न्याय से यज्ञ करनेवाले ऋत्विक्‌ यद्यपि यज्ञकं्मं स्वयं करते हँ 
पर "यह्‌ अश्वमेधादि यज्ञकर्म मेरा कुछ भी नहीं है अपितु पृण्यवान्‌ दीक्षित 
(यजमान )कादटै, हम इस यज्ञकमं मे नियमित मूल्य ( दक्षिणा ) भर 
चाहते हँ वसे कुछ भी नहीं है पर यजमान इस यज्ञ ( कम॑ ) से स्वर्गादि 
फल का भागीहो' ईस तरह उन ( ऋत्विजो ) मे कमफल का अभिमान 
न रहने से स्वयं किया हुमा कमभी र संबन्धित स्वर्गादि फल नहीं 
देता है पर यजमान स्वयं यज्ञकमं न करते हणे भी ऋत्विक्‌ द्रारा संपादित 
होनेवाले कमं पर आधीन होते हुये भी 'यह्‌ अश्वमेधादि यज्ञकमं मेरा है, 
मेरे धन सेये ऋत्विक्‌ ( यज्ञ ) कर्ममें लगे है, अतः शरीरनाश के अनन्तर 
स्वर्गादिफल मृक्चको ही निश्चित रूप से मिलेगा' इस प्रकार स्वयं कमे न 
करने वाले ( यजमान ) को अभीप्सित कर्मफल मे अभिमान दढ्होनेसे 
कमं का फल के साथ संबन्ध होतादहै। इसीलियि क्रिया का फल कर्ताको 
मिन पर" दीक्षित कर्ता के लिये "यजमान यन करता है ( यजते ) यह्‌ 
आमनेपद होता है । पर कर्ताको न मिलने पर परस्मेपद होता हैः यज्ञ 
कराने वाले यज्ञ करते हैँ ( यजन्ति ) । विकल्प-स्वातन्त्य की इतनी अलघ- 
नीय महिमादहै कि स्वयं कमं करनेषपर भी फलाभिमानन होने से फल- 
योग नहीं होता दहै ओर दूसरोंके द्वाराकमं करनेपरभी ्यहमेराहै 
इस अभिमान के स्थिर होने से ( कमं) फल्दाथक हो जातादहै। अस्तु, 
ऋत्विक्‌ के कर्मके समान योगी द्वारा किया जानेवाला कमं, फल।भिमान 
न होने से, सफल नहीं होगा ।॥ ६७ ॥ 


इस तरह सभी कर्मोमें त्याज्य ओर ग्राह्य के कल्पना-कलंक से 
दूर बुद्धिवाला ज्ञानी दीप्त ( प्रज्वलित ) हो जाता है, यह बतते हैँ :- 

इत्थं सकलविकल्पान प्रतिबुद्धो भावनासमोरणतः । 

आत्मज्योतिषि दीप्र जुह्‌ञ्ज्योतिमंयो भवति । ६८ ॥ 


कारिकार्थ--इस प्रकार भावना कौ वायु से प्रतिबुद्ध ( ज्ञानौ ) सारे 
विकल्पों का प्रदीप्त आत्मजञ्योति में हवन करता हुआ ज्योतिर्मय हो 
जाताहै।। ६८ ॥ 





रः पाणिनिकासूत्रटै:-- 
स्वरितनितः कर्वभिप्राये क्रियाफले १-३-७२ 











८८ परमार्थसार 


विवृत्यथं--इस प्रकार, अर्थात्‌ जैसे पहले बताया जा चृकादै, जो 
भावना है'--मे ही संवित्‌-महेद्वर सभी रूपों मे सदा इस तरह प्रकाशमान 
हं" यह जो आत्मामं विमं का विकास है --वही धीरे-धीरे बढती हुई 
वायुके समान है । उससे 'प्रतिवुद्ध' ज्ञानी, उस राखमें किपटी आग के 
समानदहैजोवायु से जल उघ्तीदहै, “सारे विकल्पो कोम कर्मं के बन्धन 
मे बंधा हुआ देही पञ्चु हूं, यह पतर, स्त्री आदि मेरे टै, अमुक कर्मं से स्वगं 
या नरक होगा'-इस प्रकार की सारी कल्पनाओंको,जो ही यह सबद 
इस विमशं की अंग है, “प्रदीप्त अर्थात्‌ पूणं अहन्ता-चमत्कार सार वारी 
आत्मज्योति' या चतन्यवह्भि मे हवन करते हुये अर्थात्‌ विकल्प चुन्य 
संविद्रूपमें समावेशके द्वारा समपेण करते हुये वह्‌ ( ज्ञानी ) "ज्योतिर्मय 
हो जाता है'- जलन योग्य विकत्परूपी ईधन के भस्महो जाने से अग्नि 
की तरह चिदग्निही बन जातादहै, अर्थात्‌ स्वरूप पूणं प्रमाताका रह्‌ 
जाता है।॥ ६८ ॥ 

उपर्युक्त तरीके से जो ( ज्ञानी ) उत्कृष्ट इस योग के अभ्यासमेंल्गा 
हुआ है वह देष व्यवहार से समय कंसे गुजारता है, यह वताते हैँ :-- 


अश्नन्‌ यद्वा तद्वा संवीतो येन केनचिच्छान्तः। 
यत्र॒ क्वचन निवासो विसुच्यते सर्वभूतात्मा ।\ ६९ ॥ 


कारिकाथं-चाहे जो कुछ खाता हुआ, चाहे जिससे ढपा हृघ्रा, 
शान्त, चाहे जहां रह जाने वाला, समो जोगों की आत्मा वह्‌ मुक्त हो 
जाता हे ॥ ६९॥ 

विवत्यथ--जो कुछ भी खाने लायक सामान सामने पड़ जाये अर्थात्‌ 
किमी नियम से नहीं, उसे खाता हुआ 'चमत्‌" करता हुजा+== यह्‌ पवित्र 
है, यह अपवित्र है, यह खराब अन्न है, यह स्वादिष्ट अन्न है" इस तरह की 
हेय ओर उपादेय की कल्पनाओं से वियोग के कारण विना कोरिश जो कुछ 
भी सामने आ पड़ता है उसे ग्रहण करता हुआ । तथा "चाहे जिससे ठंपा 





१. खाने में “चमत्‌' ^चमत्‌' कौ ध्वनि होती दै, उसी से "चमत्कार' शब्द बना हि: 

चमत्‌ करोति ( क्रियते वा) इति चमत्कारः । पाकं ओौर भोजन पानसे 
सम्बन्धित अनेक शब्द तथा दृष्टान्त अलंकारशास्त्र तथा दशनशास्त्र ने स्वीकार 
कयि दहै: जैसे कि रस, पानकचर्वेणान्याय, भोग, भोक्ता आदि । उन्हीं मे सेएक 
चमत्कार शाब्द है जो मूलतः भोजन करते समय होने वाली आस्वाद कौ ध्वनि 
को अभिव्यक्त करता है । 














योगराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ८९ 


हृआ'-- कथरी, चमड़े, वल्कल, कपास के कपड़ा अथवा चमकौले वस्त्रोंसे 
टपा हुआ । दोनों ही तरह से न उसका उत्कषं होता है ओौर न अपकषं 
ररीरको ढांक्नेख्यिजोभी करतादै उस्सेनतोकिसीसे द्वेष करता 
है ओरनस्तृति। एेसा इसल्यि होता है क्योकि वह 'गान्त' अर्थात्‌ सुख- 
दुःखादि विकल्पों से परे हो जाता है । ओर "चाहे जहाँ रह्‌ जाता है' अर्थात्‌ 
स्थान चाहे जेसाहो उसे सहारा भर चाहिये उसे क्षेत्र, आश्रम या तीर्थं 
आदि पवित्र होने से न स्वीकार्यं होता दहै ओर न इमान, इ्वपच का घर 
आदि अपवित्र होने से त्याज्य । विनाकिसीयत्नकेजो भी स्थान सामने 
आ जाता है वहीं ठहर जाता टै क्योकि उसे पवित्र या अपविच्र की कल्पना 
काकलकं नहींद््‌ पाता। मक्त हो जातादै इष तरह अपने व्यवहारसे 
दूसरों के कल्याण में प्रवृत्त ( ज्ञानी ) समय विताता हुआ “मक्त हो जाता है" 
अर्थात्‌ परमरिव बन जातादहै।कहाभीदहै:- 


“चाहे जिससे ठका हुआ चाहे जिससे पेट भर लेने वाला, चाहे जरह 
सो जानेवाला जो है उसको देवता ब्राह्मण समन्ते है ।' 

मोक्षधममें भी ( कहा गया है ) :- 

“पवित्र मँ अजगर का यह त्रत कर रहा हँ, जिसमे फल भक्ष्य, भोज्य 
मौर पेय अनिश्ित है, देश ओर काल वधिके परिणामसे वट हह, 


कायर जिस (त्रत) का सेवन नहींकर सकते ओर जो हृदय को आनन्द 
देता है 


इस तरह से करता हुआ ज्ञानी स्वयं मुक्त कंसे हो जाता है ? इसका 
उत्तर है वह 'सवंभूतात्मा है" अर्थात्‌ वह सारे जीवों की आत्मा है, ओर 
सारे जीव उसकी आत्मा है । इस कारण कोई भी उसका बन्धन नहीं बनता 
सब कुछ मुक्तिका साधक होता है ।। ६९ 


इस तरह्‌ के निरभिमान जौर चाहे जो कुछ करने वाठे (ज्ञानी) को ` 


न पुण्य ओर पाप हो सकता है, यह्‌ बताते है :-- 
हयमेधजतसहस्राण्यपि कुरुते ब्रह्मघातलक्षाणि । 
परमाथंविन्न पुण्येनं च पापैः स्पुदयते विमलः ।। ७० क 


कारिकार्थ- संकंडों हजारों अकष्वमेध कर डालता है अथवा लाखों 
ब्रह्महत्या! पर परमां को जानने बाला वह मलरहित ( ज्ञानी ) षषोंसे 
नहीं जा जाता है ॥ ७० ॥ 


= ध क 





९ ० परमार्थसार 





विवत्य्थ--जो परमार्थं को जाननेवाला अर्थातूर्मै ही महैवर हं 
यह तत्व जानता ह वह्‌ अश्वमेध, राजसूय आदि असंख्य यज्ञो को फल कौ 
इच्छा से अभिमानन करके यह्‌ कर्तव्यमात्र है' इस प्रकार से यदि लीला- 
हेतु विहित कभी करता है । अथवा ब्रहयहत्या, सुरादान, चोरी आदि प्रमाद 
किये जाने वाले महापातक जो विहित नहीं हँ उन्हें शरीर ( में अभिमान ) 
के वगैरकरताहै तोदोनों रूपोंमे भै-मेरा'का अभिमान न होनेसे 
'परमेदवर की इच्छादी एेसाकर रही है,मेराक्याहै' इस तरह सोचने सेन 
पुण्यो शुभफलो, ओर न पापो--अगुभो, से ज्ञानी छजा जाता है' अर्थात्‌ 
मलिन बनाया जाता है । एेसा क्यों है ? इसका उत्तर है : मकरहित-- आदि । 
क्योंकि उसके आणव, मायीय तथा कामं मल, जो संसरणकं कारणरहैं 
क्षीण हो गये रँ । अतः जो मलिन प्रमाता है उपका तो विनाशी देहादिमें 
प्रमातृभाव होने से स्वयं ओर स्वकीय का अभिमान रहता दै जिससे भेरे 
यह कर्मं शुभ दहै, यह अथयुभरदै' इस अभिमानकी कूरताके कारण पुण्य 
ओरपापकी राशिसे सम्बन्ध होता दहै पर जिसके कमंफलों का संचय- 
ममत्वकाटहेतु मलराशि विनष्टहो गयाहै उमे अभिमानन होने से पुण्य 
ओर पापका स्पशं कंसे होगा? जेसाकि भगवद्गीतामें (कहादहै)-- 
जिसका कर्ताहं काभाव नहीं दै, जिसकी बुद्धि किप्त नहीं होती वह 
इन लोकों को मारकरभीर्हून मारतादहै ओरन पापस बंधतादहै।' 
( भगवद्गीता १८-१७ ) 





। 
। 


इस प्रकार के योगी की नियत चर्चा का विचार करते हुये कहते है - | 


मदहषंकोपमन्मथविषादभयलोभमोहपरिवर्ज । | 
निःस्तोत्रवषट्कारो जड इव विचरेदवादमतिः ॥ ७१ ॥ | 


कारिकार्थ- मद, हर्षं, कोप, मन्मथ, विषाद, मय, लोभ, मोह को | 
छोडनेवाला, स्तोत्र ओर वषटूकारसे अलग, ( वह्‌ ज्ञानी ) जडको तरह | 
वादों मेंबुद्धिन लगाता हा विचरण करता है ।\ ७१॥ 


विवत्य्थ- मद देह मे प्रमातूभाव का अभिमान है, हषं अप्राप्त को ॑ 
पालेनेसे (होने वाला ) प्रमोददहै, कोप क्रोध दहै, मन्मथ संभोगकी 
अभिलाषा है, विषाद इष्ट से वियोग के कारण मूढता है, भय शत्रु या सिह 
` व्याघ्रादिसे डर, लोभ कृपणतादहै, मोह प्राणियों में अपना ओौर अपने 
का भाव है । इन सवबको- देहसंस्कार के विचारोंके बीच-बीचमें आनेपर | 
भी “मै सब ब्रह्म हुं" इससे हटा देता है ओर वि कल्पशून्य संवित्‌ के स्वरूपम । 


यौगराजङ्कत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवादं ९१ 


समावेश के हारा आत्मपरामर्लं का अंग वबनादेतादै। तथा वह स्तो्रों 
ओौर वषट्कारो से निकला हआ होता है क्योकि किसी भिन्न स्तुत्यकेन 
होने से उसक्रा स्तोत्र आदि का उपयोग नहीं है ओर न वषट्‌ आदि मन्त्रों 
कासहाराकेताहै क्योकि (स्वयं से) भिन्न कोद देवता है नहीं । केवल 
वह जड की तरह्‌ वादों में वृद्धिन लगाता हुआ विचरण करता है" । पूरणं 
होने से तथा आकांक्षा न रहने से पागल की तरह इतिकर्तव्यतारूप । 
कमं या प्रमाणो से उपपन्न प्रमेय के स्वरूप के सम्बन्धमेंप्रमाताओं के साथ 
"यह ठीक है, यह नहीं" इत्यादि विचारों ते ( अपनी ) बुद्धिको हटा कर 
अर्थात्‌ न अपने लिये उपदेश चाहता है ओौर न उपदेश देने के किसी विषय 
को ( स्वयं ) प्रस्तुत करता है--इस प्रकार वशी बनकर सबको ब्रह देखता 
हुआ खेल के घियि विहरता रहता है अतः जडके रूपमे ( यहं ) बताया 
गया है।। ७१॥ 


दस प्रकार मदादि समूह को छोड़ते रहने पर भी ज्ञानी शरीरके 
रहते हुये हमारी तरह ( मदादि से ) स्पष्ट क्यों नहीं होता ? इसका कारण 
बताते हैँ :- 


मदहषप्रभूतिरयं वगः प्रभवति विभेदसंमोहात्‌ । 
अद्वेतात्मविबोधस्तेन कथं स्पृश्यतां नाम ।॥ ७२॥ 


कारिकाथं- मद हषं आदिका वं मेदका मोह रहनेसे समर्थं 
होता हे, यह्‌ मला बदरं त आत्मज्ञान को कंसे छ सकेगा ।॥ ७२ ॥ 


विवृत्थथं- इससे पहिली कारिका में प्रतिपादित 'मदादिवगं भेदका 
मोह रहने से होता है" आत्मा का निजी जो भेद से मोह अर्थात्‌ अपूर्णता- 
ख्याति है उसीसे अर्थात्‌ पशुप्रमाताओं मेद्ैतरूप धान्त से हेय ओर उपादेय 
के रूप में यह्‌ उत्पत्त होता है “र जो' सब ब्रह्म हूँ इस पूणं अद्रयज्ञानवाला 
आकागकल्प उत्कृष्ट ज्ञानी होता है वह इम मदादिवगं से कलुषित नहीं 
होता ( मदादिवर्गं इसे नहीं पाते ) । भिन्न वस्तु (अपने से ) भिन्न वस्तु 
कोभलेहा कभी अपना स्वरूप प्रदान करदेपरब्रह्यके रूपमे स्वीकारा 
गया मदादिवमगं ब्रह्मभूतज्ञानीके जोएकटही जाति काहै, कंसे विरोध 
होगा ।। ७२॥ 


बाह्य स्तवन, हवन आदि भी द्वैत पर आधारित है अतः उस्र (ज्ञानी) 
को सन्तोष नहीं दे पाता, यह्‌ बताते हैँ - 














परमाथंसारं 


स्तुत्थं वा होतव्यं नास्ति व्यतिरिक्तमस्य {कचन च । 
स्तोत्रादिना स तुष्येन्‌ सुक्तस्त न्निनंमस्कृतिवषट्‌कः १ ७२ ॥ 


कारिकार्थ--न उसका स्तुव्य होता है, न होतव्य, उससे अलग कुद 
हे ही नहीं, बह स्तोत्र आदि से सन्तुष्ट नहीं होता, नमस्कार ओर वषट्कार 
से परे मुक्त ( व्यक्ति ) होता हं ।। ७३ ॥ 


विवृत्यर्थ--अद्रय ज्ञान (स्वल्प जञानीके व्थिन कोई देवता स्तुत्य 
होता है जौर न होतव्य क्योकि उससे भिन्न कुछ नही होता है जिसकी स्तुति 
या हृति की जाए । ओर न कतव्य मानकर वह्‌ आत्मन्ञ स्तो्नादिकेद्ारा 
परितोष पा सकता है क्योकि अद्रय ज्ञान का.मजा लेने से नित्य आनन्दमय 
हो जानेके कारण दह छ्रत्रिम आनन्दका ( जो स्तोत्र आदि से प्राप्त होता 
है ) आदर नहीं करता, अतः नमस्कार ओर वषट्कारो से जो अल्ग होता 
है वही वेदान्तो में मुक्त कटा गया दै ।। ७३॥ 

उसे भिन्न देवमन्दिर से भी काम ( उपयोग ) नहीं आत्मदेवता का 
अधिष्ठान अथवा संवित्‌ का आधार अपना शरीरी ओर कोई नहीं, 
उसका देवमन्दिर है कोई अग (अपने से भिन्न) देवमन्दिर नहीं होता, यह्‌ 
बताते है :- 


षरत्रिशत्तत्वभृतं विग्रहुरचनागवाक्षपरिपूणंम्‌ । 
निजमन्यदथ ज्रीरं घटादि वा तस्य देवगृहम्‌ \\ ७८ ॥ 


कारिकार्थ छत्तोस तत्त्वों से भरा हुञा, शरीर कौ रचना रूपौ 
पदार्थो से परिपूर्ण, अपना या दूसरे का शरीर अथवा घटादि ही उसके लिये 
देवता काघरह।\ ७४।। 


विवृत्य्थं - उस ज्ञानी का अपनी या दूसरे क देह ही देवता का घर 
है वयोंकि वही स्वातमदेवताके भोग्यका आधारदै। बाह्यः मेर आदि 
प्राषाद तथी देवगृह्‌ वनते है जव गुखुटारा छत्तीस तत्त्वो कौ गणना रूप 
ज्ञरीर की व्याप्ति से परिकल्पित दति है ( अथात्‌- जसे शरीर छत्तीस 
तत्तवात्मक है उसरी प्रकार जब देवमन्दिर को भो छत्तीस तत्त्वात्मक लरीर 
प्रतिष्ठा विधि द्वारा छ्विया जाता है ) उसमे स्थिति देव बाह्य होने परभी 
आत्मा की व्यापकताके कारण चिन्मय मान लिया जाताहै तभी वह्‌ देव 
कहलाता है, अन्यथा दोनों ही ( अर्थात्‌ मन्दिर ओर उसमें प्रतिष्ठित 
गु 


१. मेर विशिष्ट प्रकार के मन्दिर को कहा जातादै। 


योगराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ९३ 


देवता ) जडर्है, पत्यर के टुकड के समन दहैँ वे कंसे भक्तोंका उद्धार करेगे 
अथवा मरे हुये को सामीप्य प्रदान कर सकेगे ? इस प्रकार मुख्य वृत्ति 
( अभिधा ) से शरीर, संवित्‌ का आभ्य होने के कारण, देवगृह है, उसमें 
स्थित सभी की आत्मा देवता है, अतः ज्ञानी के लियि देवगृह्‌ दै । वह्‌ कंसा 
है ( देवगृह ) ? इसका उत्तर है : छत्तीस तत्त्वों से.“ ““*आदि । बाह्य 
( मन्दिर ) के छत्तीस तत्त्वों से व्याप्त होने की कल्पना 4 पडती है पर 
देहरूप देवमन्दिर तो साक्षात्‌ छत्तीस तत्त्वो से भरा हुजा, पोषित है । बाह्य 
मन्दिरमे ्लरोखे लगये जाते ह, ओौर यह्‌ ( देह मन्दिर ) विग्रह ( शरीर ) 
में रचना अर्थात्‌ इद्द्रिय रूपद्रारोकी प्रणाी रूप अन्धकारकोदूरकरने 
की कल्पनासे परिपूर्णं या अक्षुण्ण है । अतः बाह्य देवगृह के समानदहै। 
दारीर संवित्‌ काआश्रय टै इसीचिये वह देवगृह नहीं है अपितुजोकृछभी 
संवित्‌ से अधिष्ठित दै वह सव उसका देवमन्दिर है, यह बताते हैँ : अथवा 
घट आदि। घटादिसे ध्वनितयेपाँच व्रिषयजो चक्षु आदिके माध्यमसे 
भोग्यह्प हँ वै संवित्‌ से अधिष्ठितैः भोक्ताही भोग्यके रूपमेंसदा 
सर्वत्र विद्यमान है ।' ( स्दन्दकारिका ३।२ ) 
स्यन्दशास्त्र के इस उपदेशकी द्ष्टिसे (भोग्य ) संविद्रूप ही है। 
ज्ञानी के लियि भौतिक शरीरके समान घटादि विद्व भावशरीर दहै अतः 
ह भी अभिन्न है ओर अपने शरीरके समान देवता काघर है-क्रीडाशील 
स्वतन्त्र स्वात्म-महेख्वर का घर अर्थात्‌ भोग्य का अधिष्ठान है ।। ७४ ॥ 


बाह्य देवमन्दिर मे भक्त को फूल आदि लाकर देवता की पूजा में 
तत्पर देखा जाता है, देहरूपी देवमन्दिरमें ज्ञानी क्या करता रहता है ? 
इसे बताते ह :- 
तत्र च परमात्ममहाभे खशिवदेवतां स्वशक्तियुताम्‌ । 
आत्मासङ्गनविमलद्रव्येः परिपुजयन्नास्ते ।। ७५ ।। 


कारिका्थं--ओर वहाँ परमात्मा महाभेरव शिव देवता, जो अपनी 
शक्ति से युक्त है, की श्रात्मपरामशंरूप विमल द्रव्यो से पजा करता रहता 
है ॥\ ७५ । 


१. जिस प्रकार मन्दिरमे अन्धकारको दूर करनेके ल्यि गवाक्ष होते दहै उसी 
प्रकार शरीररूपी देवमन्दिर में इन्द्रियां गवाक्षके समानँ जो अन्धकार की 
दत्र ( तमोरि ) दौतीद। 














परमार्थसार 


विवह्प्थं -उस अपने देह्‌-रूपी देवता के मन्दिर मेँ उत्कृष्ट योगी 
"परमातमा' स्वातिशाथी चैतन्यस्वरूप आत्मा जो सम्पूर्णं शब्दादि विषयोप- 
योगको विलीन करने में निपुण होने से भरव, भरण, शब्दन ओर वमन 
स्वभाव का, है वही शिवदेवता, प्रकृष्ट कत्याण स्वरूप देव, टै उसकी पूजा 
करता रहता है सदा निम्नांकित क्रम उसका तपेण करते हए प्रकाशमान 
है । बाह्य देवता परिवारके साथ रहती दै तो क्या इस (शिवदेवता) की 
सपरिवार अर्चना की जाती है? इसका उत्तर है, अपनी शक्तियो से युक्त 
चैतन्य की करिरणभूत चिद्‌, आनन्द, इच्छा ज्ञान ओर क्रियाशक्तियों की 
विभवकूपिणी जो चक्षु आदि की अपनी इन्द्रिय शक्तियां है उनसे चारो ओर 
से समन्वित ( चिवदेवता को पूजता है )। किनसे परजा करता है ? इसका 
उत्तर दहै: आत्मपरामशं -आदि। "यह सबञओआत्माहीदहै' यह्‌ जो विमशे 
अर्थात्‌ सभी पदार्थो के संवित्स्वरूप हाने से पूर्णं अहन्तास्वरूप जो परामश 
है उससे टैत की कालिमा का कलंक मिट जनेसे जो शब्दादि पांच विषय- 
रूप पूजा के लिए द्रव्य वे जाडयके दूर हटजानेसे विमलहो जति 
उन स्वात्मविमर्शसे शुद्ध द्रव्यो से ( शिवदेवता की पूजा होती है)। 
अभिभ्राय यहदहै: ज्ञानी हेय ओर उपादेयके भेदकलंक को छोड़कर, 
श्रोत्रादि इन्द्रियों की ( अधिष्ठात्री ) देवियों द्वारा विना किसी प्रयास के 
छाये हये शब्दादि पांच विषयों का बाहर से हटाकर अन्तरपट मेँ चमत्कार 
का अनुभव करते हये अपनी आत्मा के साथ अभेद स्थापित कर देता है। 
ओर इस प्रकार प्रत्येक विषय को ग्रहण करते समय जो अन्तस्‌ अभेद के 
कारण सदा चमत्कार, पूणे अहन्ता का स्फरण, हुआ करता है वही स्वात्म- 
देवता का पूजन है। अतएव शब्दादि विषय पूजा के उपकरण हैँ । अतः 
सावधान ( साधक को ) विषय ग्रहण करते समय प्रतिक्षण आत्मदेवता का 
पुजारी बने रहना चाहिये, यह रहस्य जाननेवाले ( कहते हैँ ) । यही (बात) 
राजानक रामनेस्तुतिके द्वारा निवद्धकीहैः 


“नित्य, बन्धनहीन प्रयत्नो से काये गये जगत्‌ के पदार्थो के उपहार 
को अर्पण करने में व्यग्र तेजषी ( चक्षु-संबन्धिनी इन्द्रियशक्ति ) आदि 
शक्तियों से तुम्हारा तर्षेण किया जाताहै अतः मांस, रुधिर, चर्वी ओर 
हदो के उभारसे भरे दमशानगृह शरीरमें संसार-निशामें धूमनेमें 
वीर मुञ्ञको ( अपना ) भैरव रूप दिखाओ ।। ७५ ॥)'' 


पूजा के अन्त मे अग्निहोत्र होना चहिये, वह्‌ ज्ञानी का किस प्रकार 
होता है ? यह्‌ बतत ई - 


योगराजकृत विढृति का सटिप्पण टिन्दी अनुवाद ९५ 


बहिरन्तरपरिकल्यनमेरमह बोजनिचपमर्पेयतः । 
तस्यातिदीप्संविज्ज्यलने यत्नाद्िना भवति होमः ।\ ७६ ॥ 


कारिकार्थ--बाहुर ( बाह्य ) ओर अन्दर ( आन्तर) को कल्पना 
रूप भेदमहाबोज के समूह्‌ को अत्यन्त प्रदीप्त संविद्रूपी अग्नि अपण में करने 
वाले उस ( ज्ञानी ) को होम बिना प्रयत्न के होता रहता है * \\ ७६॥ 


विवत्यर्थ-स्वात्म देवता का यजन करनेवाले 'उस' ( ज्ञानी } का 
पूणं अहन्ता चमत्कार से प्रकाशित चंतन्य-अग्नि में "विना प्रयत्न" तिल, 
आज्य, इधन आदि को स्वीकार करने की पीडा के वगैर, होम वह्धि मे अर्पण 
हो जाता दै । क्या करते ह्ये (यह होम होता रहता है ?) इषका उत्तर हैः 
बाहर ओर अन्दर" “^ आदि । बाहर अर्थात्‌ नीलादि प्रमेषमें जो अपने 
ओर पराये प्रमाता की कल्पना है (?) ओर अन्दर के ( अन्तर््रह्य) 
सुखादिके बारेमे जो संकल्प है, ओर इस तरह बाह्य प्रमेय ओर अबाह्य 
प्रमाताके बारेमे निश्चय, संकल्प ओर अभिमानके रूपमे ^भेद'या 
नानात्व है वही 'महाबीज' है क्यों कि प्रमाता ओर प्रमेय वो उसी से उत्पत्ति 
होती दै, कल्पना स्वरूप भेद बीज का समूह्‌, भेद के अनन्त होने के कारण 
उसकी रादि कोपूर्णं अद्रय की दृष्टि से विकल्प सून्य संवित्स्वरूप | 
समावेशके द्वारा आत्मवृद्धिमें हवन करते हुये ( ज्ञानी का होम होता 
हता दै ) । अभिप्राय यह है ङि पर ब्रह्यात्मक योगी का, देहादि में प्रमाता 
का अभिमानन रहनेसे, जो स्वभावसिद्ध अपने पराये प्रमाता ओौर प्रमेय 
की गणना का नष्ट होनादै, वही स्वाभाविक होमहै। जसा किशन 
वीरवःमनक महू ने कहादै:-- 
“जिसमें दैत का इंघन है, मृत्यु ही महापञु है उस अलौकिक यज्ञ 
से नित्य हवन किया करते ह" ॥ ७६ ॥ 
इस तरह के यज्ञ करने वाले का ध्यान ( का स्वरूप ) बताते हैँ :- 
ध्यानमनस्तमितं पुनरेष हि भगवान्‌ विचित्ररूपाणि ! 


सृजति तदेव ध्यानं संकल्पालिखितप्तत्यरूपत्वस्‌ ।\ ७७ ॥ 








१. महाभूतल्ये वह्वौ भूताक्षविषयादिकम्‌ । 
हृयते मनसा सार्धं स होमदचेतनासुचा--विज्ञानर्भैरव, १४९ । 
















परमार्थसार 






कारिकाथं (ज्ञानो क!) ध्पान अग्िनाशो है क्योंकि वह मगवान्‌ 
विचित्ररूपो की सृष्टि करता रहता है । जिसके परमार्थस्वरूप का आलेखन 
| संकल्पसे होता हे वही ध्यान हे' ।७७॥ 
| विवत्यथं- जिस आकार को एक निरिचतरूप में सोचा जातादहै 
वह मनोवृत्ति ( अन्यत्र ) जाने पर नष्ट हो जाता है पर (ज्ञानी का) ध्यान 
अविनाशी दै क्योंकि "यह्‌ भगवान्‌" अनन्त आत्मस्वरूप महेश्वर क्रियाशक्ति 
| स्वरूप विकल्पो के स्वातन्त्य से जिन "विचित्ररूपो की सृष्टि करता है" 
| अर्थात्‌ नाना पदा्थेरूप विकल्पात्मक आकारो को वुद्धि दपण में सदा प्रति- 
। विम्बित करता रहता है वही इस (ज्ञानी) का ल्य ओौर उद्यसे विहीन । 


| १, गुद्ध विद्या का परामर्शं ही स्नान, युद्धि, अर्चना, होम, ध्यान. जप आदि है । 
वाह्य कर्मकाण्ड तो मायीय होने कै कारण भेदको उत्पन्न करता है। इस संवंध 
मे निम्नांकित उतल्टैख्य है -- 
शुद्धविद्यापरामर्गो यः स एव त्वनेकधा ॥ 
स्नानश्ुद्धचचंनाहोमध्यानजप्यादियोगतः । 
। इवमेतत्‌स्वसंवित्िरसनिर्भरितं रसान्‌ ॥११५॥ 
। आविद्य शुद्धो निखिलं तर्पयेदध्वमण्डलम्‌ । 
उल्लाखिवोधहृतभृग्दग्ध विदवेन्धनोदिते ॥११६॥ 
सितभस्मनि देहस्य मज्जनं स्नानमुच्यते । 
। इत्थं च विहितस्नानस्तपितानन्तदेवतः ॥११७॥ 
यत्किञ्चिन्मानसाह्‌ लादि यत्र क्वापीन्धियस्थितौ ।११८ 
योज्यते ब्रह्मसद्धाम्नि पूजोपकरणं हि तत्‌ । 
पूजा नाम विभिन्नस्य भावौधस्थापि संगतिः ॥।२२१॥ 
स्वतन्त्रविमलानन्तभ रवीयचिदात्मना । 
तन्त्रालोक, चतुर्थं आदिक 
पूजा का वास्तविक अर्थ -- 
पूजा नामन पुष्पाद्यर्या मतिः क्रिउते इढा। 
निविकल्पे महाव्योन्मि सा पजा हचादराल्ल्यः ॥ 
--विज्ञानभैरव, १४७ 
ध्यान का स्वरूप-- 
ध्यानं हि निदचला वुद्धिनिराकारा निराश्रया । 
नतु ध्यानं शरीराक्षिमुखहस्तादिकल्पना ॥ 
~ वही, १४६ 





योगराजकृत विढ़ृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ९७ 


है, इससे भिन्न ( ध्यान ) कुछ भी नहीं है । दूसरे देवताविरेष का ध्यान 
करने ) में तो अनेक मुल आदि अंगों की परिकल्पना करने से नैयत्य आ 
जायेगा । सारा मनोव्यापार परम शक्ति के विकाश का पल्लव है-यह 
जाननेवाटे के छ्य उपाधिरहित यह सब परमेदवर बन जाता है। तथा 
“संकल्प अर्थात्‌ मन से आरेखन अर्थात्‌ संवित्‌ के अधार मेँ चित्र-निर्माण 
जिसका परमार्थं स्वरूप है वह (ध्यान) है । एेसा इसच्यि है क्योकि यह्‌ सब 
जो भी प्रकारमान है वह्‌ विकल्पों से उल्टेखित ( संविदुभित्ति में चित्र कौ 
तरह बनाया हा ) होने से मनोव्यापाररूप ( संकल्पात्मक ) होने पर भी 
प्रकाश से भिन्न न होकर ही सत्य है, क्योकि संवित्‌ सभी मे अनुस्यूत है । 
जैसा कि भरी स्वच्छल्दशास्त्र मे कहा गया है :-- 
“जहां -जहां मन जाता है, वहीं वहीं उसे स्थिर करना चाहिये, चलकर 
जा्येगे कहां क्योकि सब ( कुछ ) शिवमय है । 
तथा शैव उपनिषद्‌ मे (कहा गया है ) :-- 
श्रिये, बाह्य या आन्तर जिस किसी ( विषय ) में मन जाये वहाँ 
वहं व्यापक होने से शिवावस्था होती है, फिर मन (अन्यत्र ) कहां जायेगा ? 
अतः योगी का यह्‌ सहज ध्यान है ।* ७५७॥ 
इसका जप कसा होता है, यह्‌ बताते हँ :- 
भुवनावलीं समस्तां तत्त्वक्रमकत्पनामयाक्ष गणस्‌ । 
अन्तर्बोधि परिवर्तयति यत्सोऽस्य जप उदितः । ७८ ॥ 


कारिकाथ- समस्त भवनावली क्रो, तच्तवक्रम कौ कल्पना को, श्रौर 
इन्दरियसमह को जो अन्तर्बोधि में परि्बतित कर देताहे, वही इसका 
जप हर ।७८॥ 


१. योगसूत्रकार ने "यवाभिमतध्यानाद्रा १-१४ के द्वारा ध्यानको चित्तस्थैयं का 
साधन माना है । 
२. जप के संवन्ध में उल्टेखनीय टै -- 
( क ) संनियम्येद्दियग्रामं प्रोच्चरेन्नादमान्तरम्‌ । 
एष एव जपः प्रोक्तो न तु बाह्यजपो जपः ॥ 
--जपस्‌त्र, प° ३८ पर उद्धृत 
( ख ) तजञ्जपस्तदर्भभावनम्‌ ।-योगस्‌त्र १-२८ 
( ग ) जपः सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईटशः । 
--विज्ञानभैरव, १४५ 
॥ । 








९्त परमार्थसार 


विवुत्यथं -अगे बताये जनिव क्रमसे विश्व का प्रतिभ्नण अभेद 
से पूणं अहन्ता मे विम ही इसका सहज रूप मे जप कहा गया है। यह 
( जप ) कंसा है ? इका उत्तर है छत्तीस तत्त्वप्राम कै अन्दर रहने वारी 
दोसौ चवालिसि की सम्पूणं प्राकार पक्ति को तथा तत्तव क्रम की कल्पना 
को' अर्थात्‌ तत्तवक्रम या आत्मविद्या-शिव के परिच्छेद को ओर अन्तः बाह्य 
रूप इन्दरियसमूह को जो “अन्तर्वोध' अर्थात्‌ मध्यम प्राणशक्ति के रूपमे 
हार बनी हुई आत्मसंवित्‌ मेँ नाद ओर बिन्दुके प्रवाहके दारा 
परि्वात्तित कर देता है अर्थात्‌ रहट की तरह प्रत्येक प्राण विक्षेपमें सृष्टि, 
स्थिति, तथा संहार के क्रम से सब कुछको अपनी संवित्‌ में बुमाता रहता 
है वही पूर्णं अहन्ता मे विश्रामस्वभाव का सहज जप है। अभिप्राय यह्‌ 
है :-वाच्यरूपा देवता ३ वाचक मन्त्र का उच्चारण ही जपै, उसकी 
गणना प्राणशक्ति मे व्यापक अक्षमाला में जक्ष ( इन्द्रि, तथा गुरिया) 
कौ चलाकरकी जाती दहै। किन्तु परमद्व्यके योगीके क्तो अपनी 
्राणशक्ति तन्तु-स्थानीय है जो मध्यम्राणमें प्रवाह की तरह नाद करती हुई 
सहज उदित है तथा सभी गुरियोँको क्रोडीकृत करनेवाली स्वामाविक 
अक्षमाला है । चकि छत्ती सतत्त्वात्मक यह वाच्य विव प्राय शक्ति मे प्रति- 
ष्ठित है अतः प्रत्येक भ्राण विक्षेप मे उदय ओर व्ययके द्वारा परास्वभावा 
भगवती प्राणस्वरूप का आश्वय केकर विमद करती हुई प्राणों के प्रत्येक 
स्पन्दन मे सावधान योगी का सहज जप साधती है । जप की संख्या शेव 
उपनिषद्‌ ( विज्ञानम रव १५६ ) मे (दीह): 


देवी का इक्कीस हजार छह सौ रात दिन का सहज जप बताया गया 
है, जो अज्ञानी के लियि दुलंम है । शिवसुत्रमें (कहा है) :- 
जप कथा है ( ३ उ० २७ सू० )। 
अस्तु, यह पूज्यपाद एवं सावधान योगियों के खयि सुलभ है ।॥७८॥ 
यह इसका व्रत है, यह बताते हैँ - 


सर्वं समया हृष्टा यत्पश्यति यच्च संविदं मनुते । 
विश्वश्मश्षाननिरतां विग्रहंखट्बा द्कल्पनाकलितास्‌ ।\ ७२ ॥} 
विश््वरसासबपुर्णं निजकरगं वेद्यखण्डककपालम्‌ । 
रसयति च यत्तदेतद्‌ व्रतमस्य सुदुलंभं च सुलभं च ।॥ ८० ॥\ 


कारिकार्थ- सबको सम हृष्टि से जो देखता है ओर जो विश्व-श्मशान 
मे निरत तथा दिग्रहु ( शरीर ) की खट्वांगकत्पना वाली संवित्‌ को मानता 





योगराजङृत विकृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ९९ 


है (७९) तथा यह जो वेद्यखण्ड के कपाल को, जो विश्व के रसासव से पुरणं 


तथा अपने हाथ मे पकड़ा हआ है, रसियाता है, वहो इसका सुलभ श्रौर 
दुलंम व्रतहै।। ८० ॥ 


विवत्यर्थं -आगे बताया जानेवाला ही इस ज्ञानी का व्रत स्वात्म- 
देवता के आराधनके च्िनियमदहै, जोदृ्लंभभी हैओौर सुकुभ भी । 
दुलभ इसलिये क्योकि अख्याति का विनाश दुःखसे होता है ओर यह दूसरे, 
उपायों को छोड़ देने वाके परमेर्वर के अनुग्रह से पाया जाता है। सुलभः 
इसल्यि है क्योंकि अस्थि, भस्म आदि के आभरण ओर आहार के नियमों 
को स्वीकार करने की पीड़ाके वगर सुखसेपाचियाजाताहै। यह व्रत 
क्यार ? इसे सवको "आदि से बताया गयादहै। यह सब जो प्रातीतिक 
नेदप्रकाश टै वह युक्ति, आगम जौर अनुभव के परामश के द्वारा अभेददृष्टि 
से "एक मै इस सवके रूप भें प्रकागमान्‌ हूं आदिके रूप में अभेद वृद्धिका 
दृट्‌ करनाहीव्रतहै। ओौर जो 'विदवश्मशान में निरत संवित्‌ को मानता 
है' वह॒ भीत्रतदहै। प्रमेय ओर प्रमाताके स्वभावका तथा घट--देहादि 
जडस्वरूप सैकड़ों पदा्थं-शवों से छाये होने से विशव ईमान ( मूर्दाघाट ) 
है। क्योकि एक संवित्‌ भगवती ही चेतन है उससे भिन्न उसक्रे द्वारा 
प्रकाशित यह सवम्‌ कीरे तरह जड रै, अतः विर्व की उमशान के साथ 
समता बताई गई है । इस विरवदमलान मे जो उत्पत्ति ओौर विनाश के कारण 
अत्यन्त भीषण है, उसके वीच संवित्‌ पूरी तौरसे व्याप्तहै, यह जो जान 
लेताहै। व्रत करने वाखा इमशानमें रहतादहै पर यदहं अलौकिक व्रती है 
जो “सर्वत्र मँ ही, एक संवित्तत्व के परमाथंवाला हुं" यह मानकर जड पञयु- 
प्रमाताओं तथा प्रेत के समान घटादि प्रमेयो कै साथ पागल की तरह क्रीडा 
करता हुआ इस संसार की धरती को इमशान समञ्लता है । ओर जो संवित्‌ 
को विग्रहरूपी खट््वांग की कल्पना से युक्त मानता है'। अणने शरीरमें 
प्रमातृता के अभिमान का दुराग्रह समाप्तहो जाने से अपने शरीर से परे 
मानने वाये योगीका संस्कारसे दचा हुआ विग्रह्‌ म॒र्दे के समानहोताहै, एेसा 
समन्ञते हये अयने शरीर ही खट्‌्वांग^ कौ कल्पना करना अर्थात्‌ ककाल-मुद्रा 
मानना ओर उस (मूद्रा) से युक्तं संवित्‌ को रम्चना क्योकि वह्‌ भोग्य 
काञआधारटै, (योगी कात्रतदहै )। दमशानमे रहनेवाला वीरत्रतीकी 
खट्वांग-मृद्रा होनी चाहिये जतः रवसंवितुस्वरूप योगी का अपने शरीर को 
भी वेद्य होने के कारण भिन्न समज्ञना ही खट्वांगमुद्राहै, यह्‌ भी इसका त्रत 





१. सांटा या लकड़ी जिसके सिरे पर खोपड़ी जड़ी टो खटर्वांग कंहलाता है । 


परमार्थसार 


है । तथा वेद्य-खप्पर के कपाल को रसियता!-चवेणा करता है। यहजो 


शब्दादि पाच विषयों के रूपमे सभी के द्वारा भोग्य वेद्य-जेय मौर कार्यं के 
रूप मे अवच्छिन्न है, वह खप्पर के समान है ओर वही कपाल, खोपड़ी की 
हड्डी का टुकंड़ा ह उसे रसियाता है अर्थात्‌ सार खींच कर पूर्णं अहन्ता में 
विश्राम द्वारा चमत्कार करतादहै, यहभीव्रतदै। ब्रती कपालमें रखे ह्ये 
वीरान कारसलेता है, यह बताते दँ: "विश्व के रसासव' आदि । विश्व 
मे अर्थात्‌ वेद्य शब्दादि पाँच विषयों के कपाल खण्डमें जो सारभाग, चर्वणा 
के लिये अमृतमय अंश है, वही परमानन्द देने के कारण (रसाप्तव या उत्तम 
पान कहलाता है" उससे पूणं । यह प्रतिपादित होता है कि पात्र के समान 
विर्व का जो छिलके वाला कठिन अंश दहै वही कपा है उसमें विद्यमान 
सारांश चमत्कार योग्य है अतः आनन्द देनेके कारण पानद । कपाल व्रती 
के हाधमें होता है अतः बताति टँ: अपने हाथमे रते हये" । अपने अर्थात्‌ 
स्वकीय जो "कर' चक्षु आदि इन्दरियदेवियों की चेतना क्रिरणे उनमें वेद्य 
खण्ड, भोग्य होने से, विषय बन जाता है ( अर्थात्‌ सभौ वेद्य चेतनाकी 
किरणों मे भोग्य बन कर रहते दँ) । जैसे हाथमे रखे हुये कपाल से पान 
श्रिया जाता है उसी प्रकार योगी द्वारा वेद्यखण्ड खूपी कपाल से विव का 
रसासव चक्षु आदि की चेतना की किरणोंसे, खींचकर, पिया जाता है। 
आशय यह है कि योगी सदा ही आने के अनुसार पाचों विषयों को इन्दरिय- 
देवताओं से खींच कर युक्ति से अपने चैतन्य भैरव मँ अनवच्छिन्न विश्रान्ति 
का सेवन करता हृजा अन्तिम क्षण तक उपदेश के अनुसार अद्रय की दृष्टि 
का निर्वाह करता है । सदगुरू के चरणकमलों का सेवन करने वाले इस योगी 
का यही त्रत है बाकी सवतो शरीर को सुखाना भर है" ॥ ८० ॥ 


अभीतक जो बताया गया है उसका संग्रह करते हुये इस ( अढय- 
दृष्टि के ) उपदेश की उत्कृष्टता बताते हैँ :-- 





१. समरष्टि ते देखना, विद्व को वड़ा होने के कारण इमान मानना, शरीर को 
ही खटवांग समज्ञना, शब्दादि विषयों को अपनी इन्द्रिय किरणों से लाकर वे्य- 
कपाल में उत्तम पान करनायोगी कैव्रतरँ। ज्ञान-साधना मे दमशान-साधना, 
खट्वांगमूद्रा, मदिरापान आदि का क्या प्रतीकात्मक अथं है यह उपयुक्त विवेचन 
से पता चलता है । वस्तुतः शरीर से बाहर न कोई मन्दिर दै ओर न रमशान । 
समग्र साधनाका आधार रीर है । टीकाकार ने तान्विक साधकके व्रतोसे 
अद्वयदर्शन करने वलेके व्रतोंकी रूपकात्मक तुलनाकीदटै, वह्‌ अदरेतकी 
रहस्य-साधना को समञ्ने मे पर्यास उपयोगी दै । 





~~~ ----- कै 


यौगराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवादं १०१ 


इति जन्मनाज्ञहीनं परमाथंमहेश्व राख्यमुपलम्य । 
उपलब्धृताप्रकाश्ात्‌ कतछकृत्यस्तिष्ठति यथेष्टम्‌ ॥। ८१ ॥ 


कारिकाथं-- इस प्रकार परम तत्त्व महेश्वर को पाकर ज्ञातृत्व का 
प्रकाशन हो जाने से ( वह्‌ ज्ञानी ) कृताथं हौीकर इच्छानुसार जन्म ओर 
नाश से रहित होकर अवस्थित रहता है ।। ८१ ॥ 

विवत्यथं - “इस प्रकार' अर्थात्‌ अभी बताये तरीके से प्रतिपादित 
रहस्य “परम तत्तव महेडवर' या तात्त्विक महेश्वर को "पाकर" अर्थात्‌ अपने 
मे दृढ़ ज्ञानक दारा अनुभव कर जिस ( ज्ञानी ) की उत्पत्ति ओौर मरण 
नहीं होता तथा योगी इसे पाकर दूसरे कतव्य न रह्‌ जाने से परमपुरुषे 
को सिद्ध कर अपनी इच्छा का अतिक्रमण किये वगर स्वतन्त्रता से चक्के के 
घूमनेकी तरह शरीरको धारण किये हुये “अवस्थित रहता है" अर्थात्‌ 
समय का यापन करता है ।' 

एेसा क्यों होता है ? इसका उत्तर है : श्ञातृत्व का प्रकाशन हो जाने 
से'-इस रहस्य के परिशीलनसे सभी दशाओंमे अनुभविताके रूपपर 
श्रकाडन'या स्फुरण होता टै अतः। इस प्रकारशरीरमें रहनेपरभी 
( योगी ) पूर्णं आनन्दमय हो जाता है ।। ८१॥ 

जीवोंमेसे जो कोई भी इस प्रकार अपने को समञ्चने ल्ग जातादहै 
वह सब तद्रूप ( शिवरूप }) हो जातादहै। अतः अधिकारी होने का नियम 
नहीं है, यह बताते हैँ :-- 

व्यापिनमभिहितमित्थं स्वरत्मिनं विध्‌तनानात्वम्‌ । 

निरुपमपरमानन्दं यो वेत्ति स तन्मयो भवति । ८२॥ 


कारिकार्थ--इस तरह से जो व्यापक, सर्वात्मा, अभिहित, नानात्व 
को मिटाने वाले, निरुपम, परम श्रानन्दको जो जान लेता है बह तन्मय हो 
जाता है) ८२॥ 

विवत्यथं--इस तरह से अर्थात्‌ जसे बता आये हैँ उस तरह, व्यापक 
उपाधिचरुन्य चित्‌ आनन्द स्वरूप रिव को, जो युक्ति, आगम, तथा अनुभव 


१. तुलना कौजिए :-- 
सम्यग्‌ ज्ञानाधिगमात्‌ धमदीनामकारणप्राप्तौ । 
तिष्ठति संस्कारवशात्‌ चक्रश्रमिवद्‌ धूतशरीरः ॥ 
-- सांख्यकारिका ६७ 








परमार्थसार 


के परिशीलन से आवेदित, अभिहितः, है, जो कोई भी प्राणी जान लेतादै 
वह सब संकोचो को छोड़कर तन्मय, शिवमय हो जातां है । आत्मज्ञान में 
अधिकारी होने का नियत नहीं है क्योकि जन्म, मरणादि दोसे व्याप्त जो 
पक्षो आदि हवे भी सभी स्वात्म-महेश्वर की प्रत्यभिज्ञा से तन्मय हो जाते 
है, यह 'जो' शब्द से योतित होता है । कैसे ( शिव ) को ?- सर्वात्मा 
को'। सभी प्रमाता ओर प्रमेय जिसकी आत्मा ह, उस्र सभीसे परे ओर 
सर्वमय को । जो कि सर्वदा सर्वत्र चिद्रूप मे प्रकाशित होने के कारण भेदो 
की अनन्तता को भिटा देने वाला ( व्रिधृतनानात्वम्‌ ) है। इसी प्रकार 
इच्छान रहने से जो “निरुपम' विशेषण रहित ओर प्रकृष्ट ( परम } 
आनन्द वाला है। इस तरह की आत्मा को जानने वाखा कोई भी वह्‌ 
श्िवरूप हो जायेगा ॥ ८२ ॥ 

स्वात्ममहेश्वर को प्राप्त कर लेने वाला ( योगी ) अपने शरीर का 
अधिकार विनष्ट होने पर शरीर कहां छोडगा, ओर कहां जायेगा, इत्यादि 
सन्देहो का समाधान करते ट - 


तीयं इवपचगृहे वा नष्टस्मृतिरपि परित्यजन्देहम्‌ 1 
जञातरैसमकालमुक्तः कंवल्यं स्ति हतशोकः ।\ ८३ ।\ 


कारिकाथं- तीथं मे, चाण्डालके घरमे शरीरको छोड्ता हुजा 
( योगी ) स्मरति का विनाश होने पर मीज्ञान के साथटही मुक्त होकर, 
शोकविहोन हो केवट्य ्राप्त करता हं ।। ८३ ॥ 


विवृव्य्थं - जिसने अपने स्वरूप का परिशीखन कर चिया दै, "यह्‌ 
सब आ।त्मप्रकाश का स्वातन्व्य है' इस तरह पूर्णं अद्रयकीदृष्टिसे जिसका 
हदय गहरा आइवस्त हो गयादहैएेसा ज्ञानी "तीथं मे' प्रयाग, पुष्कर, कुर- 
क्षेत्र आदि महापुण्यशाली स्थान में अथवा "चांडाल के घरमे यानी 
चूद्रजनों के घर से ध्वनित अत्यन्त पापी स्थानम शरीरको छोडतादहै। 
दोनों ( स्थान विशेष के ) स्वीकारया परित्याग की विडम्बना से रहित 
होकर आत्मज्ञान से ही कंवल्य प्राप्त करता है' यानी शरीरका विनाज्ञ 
होने से प्रधानादिकाजो कार्यं ओर कारण का समूह है उससे भिन्न चिदा- 
नन्दस्वरूपिणी तुर्यातीतरूप केवलता को प्राप्त करता है। चंँकरि यहसारा 
विशव इसे आत्मा से पूर्णं समदृष्टि परमेक्वर से अधिष्ठित दिखता है अतः 
वह क्षेत्र का भेद नहीं करता । इसी वह्‌ विकल्प वी शंकाओं से उठने 
वाले शोक को मिटा देता है । जसा कि निर्वाणयोगोत्तर मे कटा टै :-- 


योगराजकृत विदृति का सरिप्पण हिन्दी अनुवादं १०६ 


"'शिवतत्त्व के ज्ञानी का मरण-हिमाल्य मे, गंगाके मृहाने मे, 
वाराणसी, कुरुक्षेत्र या प्रयागमें हो अथवा चाण्डालआदिके घरमेंहो 
कोई अन्तर नहीं है ।'' देहेपात के समय इककी स्मृतिका भी कोई उपयोग 
नहीं रै, यह्‌ बताते हैँ : स्मृति का विनाश होने पर भी । .भी' शब्द का अर्थं 
है कि स्मृति रहे तो रहे, प्रर यदि शरीर छोइते समय उस (शरीर) से 
उदित वात, पित्त ओौर कफ से अभिभव के कारण ज्ञानी की स्मृति नष्टहौो 
जातीहैतो काठ ओौर पत्थर के समान हो जाने से आत्मज्ञान भूल जाने पर 
भी शरीर को अवश होकर छोड़ देता है फिर भी वहु पहले प्राप्त आत्म. 
ज्ञान मे युक्तं है अतः केवल्य अवदय प्राप्त करता है । अतः आत्मज्ञान को 
पालेने पर मरते समयस्मरण रहने ओरन रहनेमे भेद नहीं है।य ह 
रंकाकौ जा सकती है कि आत्मज्ञानी तीर्थं ओर उतीर्थंका मेद भलेन 
करे पर यह्‌ जो अन्तकरा में स्मृत्तिविहीन हो जातादहै तो इसमे तो जिस 
स्वात्मज्ञान को उसने ( केवल्य का ) उपाय बनाया था वही देहपात के 
समय भूल जाताहै तो वह्‌ मुक्त कंसे होगा ?-गीतामे जैसाकि कहा 
गया है :- 


“ओौर जो ( पुरुष ) मरते समय मृज्चको ही याद करता हा शरीर 
को द्रीडकर जाता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें ( कुछ भी ) 
संराव नहीं ।' ( भगवद्‌गीता ८-५ ) इस प्रकार इसमें स्मरण का उपयोगं 
वताप्रा गया दहै । ओर यदि परमेश्वर का स्मरणन करने पर भी अन्तकाल 
मे तूप हो जायेगा तव तो सभी पञ्युजन, मृत्यु के समय, मोह्रस्त होने पर 
भी, केसी प्रकार का भेदन होने से परमेदवर मे समाविष्ट हो जायेगा, 
ओरइस प्रकारके ( गीताके) वाक्य अप्रामाणिक जायेगे ?- ठेसा 
नहींहै, इसका उत्तर है कि वह ( योगी ) ज्ञान के साथ ही मृक्त हो जाता 
है । प्रचमुच इसके ल्यि स्मरण का उपयोग नहीं है । अपितु सदुगुरुज्योंही 
उस कान के पास आत्म-महेश्वर के ज्ञान का उपदेश देता है उसौ समय 
"यह-सव मै हुं इस रूप में आत्म-ज्ञान का परमायं प्राप्त करने वाले तथा 
मायदि केचुकों को विनष्ट करने वले ज्ञानी को ओौर किसी [ वस्तु ) की 
अपता नहीं रह जाती है, केवल संस्कारों के शेष रहने के कारण चक्के के 
धूम की तरह शरीर को ढोता रहता है । अतः इसके वाद ( गुरूपदेश के 
अन्तर ज्ञानप्राप्त हो जाने पर ) उसे स्मरण रखने या न रखने की परे- 
शाी नहीं रहती । क्योकि अज्ञान से उत्पन्न आणव ओर मायीय केचूकों 
से म्बरन्ध रहने पर देह का वंधा हो सकता है, पर स्वात्मन्ञान के उपदेश से 
अगनजनित कंचूक के नष्टहौ जाने के कारण, देह कवक नष्ट प्राय हो 





(3 ० परमार्थसार 


जाताहैतो वह्‌ अन्तमं ज्ञानी को यन्त्रणा कैसे दे सकता है ? अतः स्वात्म- 
ज्ञान के उपदेश के समय दही वह जीते हुये मक्त हो जातादहै जैसा कि हजार 
इलोकों ( रत्नों ) वाली 'कुलरत्नमालिका' मे कहा गया है : 

जब सदुगूरु सम्यक्‌ उपदेश देदेतादहै तो निश्वयही उसी काकमें 
यह ( ज्ञानी ) मुक्त हो जातादहै, केवल यन्त्रकी तरह (शरीर धारण 
कयि ) बना रहता है ।' 

श्रीनिशाटनमें भी ( कहा गया है ) :- 

"गौ को दृहुने की तरह अथवा आंखों को खोल देने वाले तीरके 
गिरने की तरह! जो एकवारगी परम तत्तव मे मिल जाता है, वह मूक्तहो 
जाताहै ओर दूसरोंकोमृक्तकरतादै।' 

"जिसने पहिले ही परब्रह्ममे आत्माको रखदियादहै उसे भला 
प्राणान्त उपस्थित होने पर क्षण को स्मरण कंसे होगा ?' 

अथवा, आत्मज्ञानी का अन्तिम क्षण, जिसका एकमात्र साक्षी 
आत्मानुभव है, का अनुभव किसके द्वारा होता है जिससे किस्मरया 
अस्मरण की कल्पना की जा सकेः ? 

इसीलिये क्योंकि बाद में देखनेवालों को उसका अनुभव नहीं होता ? 
इसका उत्तर तो स्वजो से पचना चाहिये-केवल-दारीर चेष्टा से देह दोडने 
काक्षणजुभरैया अशुभ इसकाअनुमानतो किया नहीं जा सकता ह ।अतः 
निरिचत ही सदा परमेश्वर के भावसे भावित आत्मज्ञानी को आतस्थ 
परमेश्वर ही मरण के समय उसके अपने काठ ओौर पत्थर के समान दइरीर 
को स्मरण करातादहै। जेसाकिकहाहै:- 








१. जैसे गौके दुहन पर दूध पुनः वापिप्त नहींजा सकता अधवातीर 
जसे एक बार धंसकर अपना प्रभाव दिखा देताटै उसी प्रकार मुक्त व्विति 
ज्ञान के अनन्तर संसारमें पुनः वापस नहीं जाता। गुरु का उपदेश इषात 
की तरह, उसे तुरन्त मुव्त कर देता दै 

२. अर्थात्‌ अन्तिम क्षण का अनुभवयोभीने क्रियाया नहीं इसका न्िय 
दूसरों का अनुभव करसक्तादहै। स्मरण या अस्मरण का साक्षीतो अमा 
काखुद का अनुभव होतादै फिर कैसे कट्‌! जा सकतादै किं मुक्तात्मा 
मृत्यु के समयस्मरणदहोतादै या नहीं। 





यौगराजकृत विवृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवादं १०५ 


<स्वस्थ चेष्टावाले जो मनुष्य, हे नारद, मेरा स्मरण करते ह, काष्ठ 
ओर पाषाण के समान उनका मै अन्तम स्मरण करताहूं।' 

तथा भगवान्‌ ने लक्ष्मीसहिता मे कहा टै - 

"चित्तके स्थिर ओर शरीरके भलीर्भांति सुस्थ रहने प्रजो 
मनुष्य धातुओं ( वात, पित्त, कफ ) के साम्य को स्थिति में मेरे विर्व 
रूप का स्मरण करता है। ओर उसके वाद मरनेवाले, काठ ओर पत्थर 
के समान मेरे उस भक्त कार्म स्मरण करता हुं जौर परमगति देता हूं ।' 

इस प्रकार सदा उस ( परमेहवर ) के भावस भावित रहनाही 
( मुक्तिका) हेतु है, अथवा पूर्वानुभव के संस्कार की दृढता के विना अन्त 
मेस्मरणभीनहोगा। अतःमरणके समयज्ञानी को किसी का उपयोग 
नहीं है ।। ८३ ॥ 

अगर इस तरह्‌, तीथं आदि का सेवन कहीं भी अंग नहीं बनता 
( अर्थात्‌ अमुखरूपमें भी काम में नहीं अता) तो विद्रान्‌ उनका सेवन 
क्यों करते है ? इका विषयभेद बताते हैँ -- । 


पुण्याय ती्ंसेवा निरयाय इवपचसदननिघनगतिः । 
पुण्यापुण्यकलङ्कस्प्ाभिवे तु क्रि तेन 1 ८४ ॥ 


कारिकार्थ तीर्थं का सेवन पुण्यके लिये ओर चाण्डालके घरमे 
मरने की गति नरकके लिये होतीहै पर पुण्य ओर पापके कलंक का 
स्पशं न होने पर उससे क्या लाभ १ ॥ ८४ ॥ 


विवत्यर्थ ज्ञानी होने पर भी जिनका देहादि के प्रमाता होनेका 
अभिमान अभी गला नहीं है, ओर आत्म-ज्ञान के परिशीलन मे जिन्हें वेसा 
आस्वाद नहीं मिक्ता, वे इष्टापूतं ( यज्ञादिक पुण्यकार्योँ का अनुष्ठान ) से 
धरम॑संग्रह करे, अथवा अधर्मसंग्रह्‌ उनके चि प्रयाग आदि तीर्थो की सेवा! 
अन्तकाल मं क्षेत्र में रहना, पुण्य अर्थात्‌ उत्तम खोक की प्राप्ति निरदिचत 
करायेगा । उसी प्रकार "चाण्डालके घरसे मरनेकी गति'धचाण्डालके 
चर' से अभिप्राय किसी पापी स्थानसे दै उसमें “मरने की गति' अर्थात्‌ 
विनाक्च की प्राप्ति उनके अवीचि आदिनरकमें गिरनेके ल्यिव्योंकर 
न होगी ? वयोकि इनमे देह को प्रमाता मानने का ज्ञान विद्यमान है । 
मरणस्थान के अनुरूप भोग-भोग कर शुभ ओर अशुभ देह में ( वे ) पैदा 
होते ओर फिर मरते रहते हैँ । देहादि मे आत्मा का अभिमान करने वाले 
सदा जन्म ओर मरणमें बंधे रहते दै तथा इसी प्रकार के ( पृण्यापृण्य- 























१०६ दरमार्थसारं 


शारी ) होते दँ । पर जिसका स्वात्मज्ञान का परिशीलन दृढ हो जनेसे 
देहादिमे प्रमाता होने का अभिमान पूरीतौरसे गरु गया है, एेसे 
चिदाकाशस्वरूप के ल्यि धर्मावरमस्वभाव की वासनाओंका स्पशं नष्टहो 
जाने पर उन ( धर्माधर्मादि) से वया प्रयोजन ? अतः जिस कारण से गुभा- 
शुभ कर्म करने वालोके च्यि तीर्थादिका सेवन होता दहै इस तीर्थादि 
सेवन का मल रहित ज्ञानी के ल्ि कोई उपयोग नहीं है । जंसाकि मनु 
के धर्मशास्त्र मे कहा गया है :-- 


“विवस्वान्‌ के पूत्र राजा यमजो तुम्हारे हदय में स्थितर्है, यदि 
उससे कोई विवाद नहींहैतोन गंगा जाओ ओर न गया । ॥ 


इसमे देह में आत्माभिमान ही हृदयवर्ती यम दै" पूणे आत्म-महैश्वर 
को प्राप्तकर जो उसे ( अभिमान को ) खत्म कर देता है, उसका तीर्थादि- 
सेवन का प्रयत्न व्यथं है । यह्‌ है सिद्धान्त ॥ ८४ ॥ 


दंका : पहले बताया गयाहै कि जसे ज्ञान से आणव, मायीय 
तथा कार्ममलों कोजला देने वाली आत्मा देह के विनाश के बाद अपने 
स्वरूप में स्थित रहती है, पुनः संसार को अंकुरित नहीं करती जेसेकि 
जला हभ बीज अंकुर ( नहीं पैदा करता ) । स्वात्मज्ञानं के उत्पन्न होने 
के साथ यदिदेदृष्पी कचुक नष्ट हो जातादहै तोवादमें ( भवांकुरक। ) 
विधान नहीं होगा। पर देहादिरूपी कचूक के विद्यमान रहने पर वह्‌ 
( आत्मा ) उसके धर्मो से व्याप्त बयो कर न होगी, ओर यदि उससे 
व्याप्त हो जातीदै तोमरकर संसारी क्थोंन होगी ?--ईइस आक्षेप का 
परिहार करते है :-- 


तुषकम्बुकसुपु थकछततण्डुलकणतुषदलान्तरक्षिपः । 
तण्डुलकृणस्य कुरते न पुनस्तदूपतादात््थम्‌ \। ८* ॥\ 
तद्त्‌ कञ्नुकपटलीपृथव्छृता सं।वदन्न संस्कारात्‌ । 
तिषठनत्यपि सक्तात्मा तस्स्पज्ं वर्वाजता भवति \\ ८६ \। 
कारिकार्थ - तुष ओर कुक! से भलो माति अलग किये हये चावल 


के दाने को तुषदल के भीतर डाल देना चावल के दानेका फिररसोरूप 
मर तादात्म्य नहँ पैदा करताहै, ( ८५ ) उसी रूप मे कंचुकों के समह से 





१, चावल का बाहरी ओौर भीतरी छिलका या मुसी । 


योगराजछृेत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवादं १०७ 


अलग की हई संवित्‌ इस ( कंच॒क समूह्‌ ) में संस्कारके कारण रहने पर 
भी ( मुक्त होकर ) उसके स्पशं से पथक्‌ रहती हे ।। ८६ ॥ 
विव॒त्यथे- तुष ओर कंबुक से भरीभांति अलग किये हुये, विरिलष्ट, 
चावलके दाने को पहले की तरह वहीं रख दिया जाये तो वह तुष दल के 
भीतर डाल देना" जिस प्रकार चावलके दाने के साथ उसी रूपमे, अंकुर 
पेदाकरनेकी योग्यताके रूपमे, होने पर भी, तादात्म्य, गहरा सम्बन्ध 
स्थापित नहीं कर पाता अपितुवे ( दोनों ) तुष चावल लोहकी छ्डकी 
तरह अल्गही रहते दहै, एक काये को उत्पन्न करने में तत्पर नहीं होते है, 
उसी प्रकार ज्ञानी की यह्‌ संवित्‌, चेतना, कंचुकों के समूह्‌", आणव आदि 
कंचूकों के समूहसे अल्गकी हई होने परभी' मेही स्वात्म महेद्वर हूं 
जो विश्वके सू्पमे सदा सभी जगह प्रकाशमान हूं" इस प्रकार स्वात्म- 
ज्ञानसे परिशीलन को दढ बनानेसे अलग की गई हुई इस कंचूकसमूह में 
कुछ समय तक शेष आचार से देहल्पमे रहती हुई, मुक्त होप र बन्धन से 
रहित होकर उस देहादि कं चूक समूह के स्पदे, पुण्य ओौर पापरूप कामम 
से जनित उपरागजो संसारलूपी अंकुर को पेदाकरनेमें समथ होतारहै, 
से रहितहो जाती दहै जैसे कि तुषरलके भीतर डाला गया तण्डृल अंकुर 
को उत्पन्न करनेके स्पशंसे रहित रहता है। अभिप्राय यहहै;: संसार 
काकारण अज्ञान है, स्वात्मज्ञानके उदितहो जानेसे जिसयोगी का 
कंचुक नष्ट हो गया है उसकी संवित्‌ संसार काटैत नहीं बनती है क्योकि 
अज्ञान से उत्पन्न सामग्रीपंगुहो जातीदहै। जौरन शेष जीवनके दिये 
संस्कारके कारण रहने वाला देहकं चक का यह्‌ बन्धन, जिसका अज्ञान- 
रूपी मल ज्ञानाग्निसे जला दिया जातादहै, अपने मे विलेषताओंके 
आविर्भावसे संसार को अंकूरित करनेमें भी समथंदहोताहै। अतः ज्ञानी 
जीता हुआदही तुरीयरूपहोताहै ओौरदेहन रहने पर तुर्यातीतरूप हो 
जाताटहै परदोनोंहीलूपोमें संसारकी किसी प्रकार आशंका नहींहो 
सकती ॥ ८६ ॥ 
जेष जीवन के खिये जब तक शरीर रहताटहै तबतक योगीका 
ज्ञान स्वरूपसाक्षात्कारकर लेने पररभी देहुकी उपाधिद्वारा किये गये 
मालिन्य का अंश मौजूद रहने से, अशुद्धही है, इसका दृष्टान्त द्वारा परि- 
हार करते टै - 
कुश्चलतमक्िल्पिकल्पितविमलीभावः समुद्गकोपाधेः। 
मकिनोऽपि मणिरुपाधेविच्छेदे स्वच्छपरमा्थंः ।॥ ८७ ॥ 











१०८ परमार्थसार 


एवं सदुगररुशासनविमलस्थिति वेदनं तनुपाघेः । 
मुक्तमप्युपाध्यन्तरशरुन्यमिवाभाति क्िवरूपम्‌ ॥ ८८ ॥ 


कारिकां कुतशलम शिल्पियों हारा किये जाने वाले नैमेल्यवाली 
मणि समुद्गक) उपाधि से मलिन होने पर मी उपाधि के हट जाने पर निमल 
स्वरूप हो जातो है ।। ८७ ॥ उसो प्रकार सद्गुरु के उपदेश से विमलस्थिति 
बाला ज्ञानी शरीररूपौ उपाधि से मुक्त होकर इसरो उपाधियों से शून्य हो 
शिवरूप हीः प्रकाशित होता है ।॥ ८८ ॥ 


विवृत्य्थ--जसे अत्यन्तनिपुण जौहरी द्वारा निर्मलता चमका दिये 
जाने पर मणि समृदुगक से युक्त होने के कारण मलिन, धूसरप्राय, होती 
है पर उसी काजव समुद्ग-उपाधि हटा दी जाती है तो यथावत्‌ निर्मल- 
स्वरूप हो जाती है । उसी प्रकार यह्‌ ज्ञान परिपूर्णं आत्मज्ञान वाले दैशिक 
श्रेष्ठ ( सदुगुर्‌ ) शासन अर्थात्‌ स्वात्मन्नान रहस्य के मुख्य सिद्धान्त का 
परिशीलन करके मायीय ओौर कार्ममलों के आधारभूत कालिमारूप आणव 
मलको हटाकर, मौलिक मरके विनाशदहो जाने से आकाशस्वरूपहो 
जाताहै। यह्‌ ज्ञान शरीररूपी उपाधि, विशेषण से मुक्त,अलग, होकर 
दूसरे विशेषणो (उपाधियो) के न रहने से शिवरूप ऋह. में प्रकाशित होता 
दै देहके विनाशसे परम शिवके रूपमे भासताहै। जैसे समुद्गक 
उपाधिके हट जाने से मणि अपने स्वरूप में प्रकारित होती है उसी प्रकार 
अपने स्वलूपका ज्ानहो जनेसे विमल ज्ञान, अशुद्ध माने जाने वाके 
शरीररूपी उपाधि के नष्ट हो जाने से, विशुद्ध ही भासतादहै। शंका: जैसे 
मणि समुदूगक उपाधिसे विमृक्त होकरभी दूसरी कोई उपाधिके आ 
जानेसे पुनः समलिनिहो जातीदहै, उसी प्रकार शरीर-रूपी उपाधिसे 
छट जाने पर भी यदिज्ञान मणिकी भांति दुसरी उपाधि ग्रहण कर ठेता 
है तो पृनःसोपाधिहो जानेके कारण अञुद्धदही होगा? इसका परिहार 


१. आवरण या इक्कन, मणि के सन्दभं मं सीपी। 


„ मूलके श्व" का टीकाकारने "एव" अथेमे ग्रहण कियाद, अनुवाद उसीके ` ` 
२. मू ट्‌ 


अनुसार दै । 

३. यहां त्ति का पाठ है : समुद्गकविरिलष्टत्वात्‌" जो मेरी इष्टि में 'समृद्रकविशिष्ट- 
त्वात्‌" होनः चाहिये । संपादक ने ग० ओर्‌ घ० पुस्तकों का यह्‌ पाठान्तर भी 
दिया है । देखिये परमार्थसार प° १७० की अन्तिम पाद-टिप्पणी । 





योगराजकृत विव्रति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद १०९ 


है : दूसरी उपाधियों से शुन्य--' । दृष्टान्त ओर दार्ष्टान्तिक ( दृष्टान्त 
द्वारा प्रतिपादित विषय ) में सर्वथा साम्य नहींहै, क्योकि शरीर नष्ट 
होने के बाद महाप्रकाश स्वरूप पूणं अदरयष्प उस ज्ञान के लिए उपाधि के 
रूप मे माना जानेवाला यह्‌ सब अपने अंग के समान लगता है अतः उससे 
भिन्न दूसरी उपाधिन होनेसे वह ( ज्ञान ) पुनः दूसरी उपाधियोंसे 
उपहित नहीं हो सकता, अतः मणिके साथ उपाधिग्रहण का साम्य नहीं 
है। शरीररूपी उपाच्िका परिग्रह अज्ञानप्रलक है, उस ( अज्ञान ) को 
यदि अपने ज्ञानलूपी फर से काट दिया गया तो पूनः उपाधि का ग्रहृण कंसे 
होगा ? जेसा कि गीतामें कटा है :- 

अज्ञानसे ज्ञान ठका हुजा है, इससे प्राणी मोहित हो रहे हैँ ।' 

-- (भगवदगीता ५।१५ ) 

"परन्तु जिनका वह अन्तःकरण का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्टहो 
चकराटहै उनका ज्ञान सूर्यंके समान उस परम (ब्रह्य) को प्रकाशित 
करतादहै।' --( वहीं ५।१६ } 

अतः आत्माके स्वह्प काज्ञानहोजानेसे योगी का आत्मसंवेदन 
सदा युद्ध ही रहता है ।॥ ८ च 

समग्र उपाधियों कौ उत्पत्ति में कोई नई चीज नहीं आती है अपितु 
सही रूपमे विचार जरिये हुये व्यापार वाटे मनके संस्कार का विकास ही 
कारण होता है, यह बताते हैँ :- 

शाच्चादिप्रामाण्याद्‌ अविचलितश्र्धयापि तन्मयताम्‌ । 

प्रा्ठः स एव पुवं स्वगं नरकं मनुष्यत्वम्‌ ।॥ ८९ ॥ 


कारिकाथं-- शास्त्रादि में प्रामाण्य से अथवा अविचल धद्धासे 


पहले तन्मयता को पाकर ( बाद मे ) स्वर्ग, नरक या मनुष्यत्व को पाता 
है ॥ ८९ ॥ 


विवृत्य्थे--आगमों की प्रामाणिकता से गरूपदेश की परम्परा के 
कथन से, युक्तियों के परिशीलन से, अथवा पटहे के संस्कारों से जमी हई 
श्रद्धा से आत्मज्ञान इष्टापूर्तं अथवा पाव क्म का अभ्यास करनेवाला 
प्रमाता उसी समय उनके संस्कारों के उत्पन्न होने के द्वारा (तन्मयता 
अर्थात्‌ उन-उन अभ्यस्त वस्तुओं के स्वरूप को पालेताहै फिर बादमें 
देहनाश के बाद वासना के अनुरूप स्वर्ग, निरतिशय प्रीतिनरक, अवीचि 





१, नरकविरहेष का नाम । 














११० परमार्थसार 


आदि का दुःख मनुष्यत्व, सुख ओर दुःख दोनों वाले मनुष्यस्वरूप को पा 
लेताहै पर जिसका संस्कार नहीं होता उस पुरुष के सामने देहविनाश के 
बाद चाहेजो नहींआ षडतादहै। क्योकि जिस वासनासे जो प्रमाता 
जिसका अश्र्ास करता वह उकीसमयतद्रपहो जाता ओौर मरणके 
समयमे जो वस्तु स्पष्टतः अभिलषित होतीहै वह प्रमाता के सामने 
अभिव्यक्त हो जातीदहै ओर इस तरह जिस वस्तुका अध्यास होतादहै 
उसका विपयेय ( उल्टा ) नहीं होता दै ओर न जिस वस्तु केस्वरूपका 
अभ्यासनहींदै वहं अपूवं रूपमे आ पड्तीटै। अस्तु, भाव यहहै कि 
सर्वत्र" पूर्वाभ्पासही कारण होता है । ८९ ॥ 

स प्रकार सदा तद्भावभावित होना ( ईद्वरके स्वरूप का ध्यान 
करना) ही स्ात्मन्नानी के चयि देहत्याग के समय, पूर्णं प्रकाश का कारण 
है, संसार मे दिखाई पड़ने वाटे पुण्यापुण्यस्वल्प मरणके किसी मौके 
को स्वर्गं या नरक आदि का कारण नहीं मान लेना चाहिये, यह्‌ 
बताते रै :- 


अन्त्यः क्षणस्तु तस्मिन्‌ पुण्यां पापां च वा स्थात पुष्यन्‌ 1 
मूढानां सहकारि भावं गत्छति गतो तु न स हेतुः । ८० ॥ 


कारिकार्थ-- पुण्यया पापक स्थितिको पृष्ट करता हआ श्रन्तिम 
क्षण तो मूर्खोका सहक्तारी बनता है पर उस ( ज्ञानी ) कौ गतिमें वह्‌ 
( अन्तिप्नक्षण ) हेतु नहीं है ।॥ ९० ॥ 


दिवृत्य्थ- इस प्रकार के ज्ञानी के अन्तिम क्षण' देहविनाश के साथ 
होनेवाले आखिरी समय, का समीपमें खड्‌ हये प्रमाता धातुदोष के कारण 
अथवा दुष्ट व्याधि के अनुभवसे अनुमान करते हैँ किं वहु पुण्यवान्‌ या 
पापमयदहै पर वह्‌ क्षण मूर्खो अर्थात्‌ देह मे आत्माका अभिमान करने 
वाले प्रमाताओंका ही कारण वनताहै। वह्‌ ( उनका कारण) बने पर 
जिसने देह मे आत्माका अभिमनपुरीतौरसे खत्मकरदियादहै ओौर 
जो आत्म-महटेश्वर के परिशीलनमें निपुणदहै एसे योगी का वहु अन्तिम 
क्षण गति अर्थात्‌ एकदेहसे दूसरे देहकी प्राप्तिका कारण नहींहौो 
सकता ॥ ९० ॥ 

यह्‌ कंसे पता चलता है, इसका निदर्शन प्रस्तुत करते हुए कहते हैः- 





१. जिसका सवसे अधिक संस्कार होता उसी का मरण काल मे स्मरण होता दै। 





योग राजकृत विदृति का सरिप्पण हिन्दी अनुवाद १११ 


येऽपि तदात्मत्वेन विदुः पश्ुपक्षिस रौसृषादयः स्वगतिम्‌। 
तेऽपि पुरातनसंबोधसंस्कृतास्तां गति यान्ति) ६१1 


कारिका्थं-जो भी पशु, पक्षी, सांप आदि अपनी गतिको उस 
समय आत्माके रूपमे जान लेह वे भौ प्राचीन चेतनाके संस्कारोंसे 
युक्त हैँ अतः उस ( आत्म ) गतिकोपालेतेर्हैँ।।९,॥ 


विवत्यथं-जो कोई किसी संस्कारके वरासे अथवा शापादिके 
करण पापयोनि पशुभी बन जाते हैँ पर आत्मस्थितिको मरते समय 
पहिचान लेते हैँ वे मूढ' होते हुये भी पहले प्राप्त आत्मजान के संस्कार 
की जागृति से अनुगृहित होकर आत्मस्थिति को पा टेतेहैं। 
गजेन्द्र मोक्ष आदि ( कथाओं ) में जैसे हाथीने पथु होते हये भी पहले 
की हुई परमेश्वर भक्तिके संस्कारसे जागकर विष्णु भगवान्‌ की स्तुति 
करके कंचुकं को छोडकर अपने स्वरूप की सम्यक्‌ प्राप्तिकरणी। वहां 
स्मरणकाकारणक्याथा? भावयहदहै कि शरीर आदिमे उठने वाके 
धातुदोषके कारण काठ ओर पत्थर की चेष्टा करनेवालाज्ञानी पुण्यया 
पाप वानरया बिल्ली आदिके वारेमें कुछ भी बड़वड़ाता हभ देह छोड़ 
देता है, पर इससे स्वस्थचेष्ट होकर जिस ज्ञान।दिका अभ्यास कियाथा 
वहे समाप्त नहींहो जाता। शरीरादिके धमं शरीरादिमें ही आ पडते 
है पर इससे जिस वस्तु का सदा ध्यान क्रिया है वह्‌ नहीं मिट जाते । अस्तु, 
मरण के क्षण तक सभी अवस्थाओंमे ( चेतनाका) विकासही परम 
तत्तव है । जैसा कि गीता में कहा है :- 


हे कुन्तीपुत्र, अन्तकाल में जिस-जिस भी भावको स्मरण करता 
हज शरीर छोडता है उस-उसको ही प्राप्त होता है ( यदि) सदा उस 
भाव का चिन्तन करता रहा है ।' ( भगवद्गीता ८।६ } 

तथा :- 

निरन्तर ध्यान में लगे हये, प्रेमपूवेक भजन करने वाले 
उन ( भक्तों) को (रँ ) वहु तत्त्वज्ञानरूपम योग देता हं जिससे वे मृज्ञे 
प्राप्त कर लेते ।'-( वहीं, १०।१०) अस्तु, अन्तःकरण का 
4 परमेश्वर के ) ध्यानम ल्गाहोना भी परम गतिके देनेका कारण 

॥ ९१ ॥ 


ऊपर बताई दृष्टिके अनुसार सदा परमेश्वर के ध्यानम लगे 
(. के अतिरिक्त, ज्ञानी शरीरका विनाशन होने प्र, नया ओर कोई 








फरमार्थंसार 


( कारण ) नहीं आ सक्ताहै, क्योकि देह ही विनाशी है, वही भिटती 
है ओर फिर वासना अंकरित नहीं होती, यह्‌ प्रतिपादित करते हये 
कहते है :-- 
स्वगंमयो निरयमयस्तदयं देहान्तरालगः पुरुषः । 
तद्धुद्धं स्वोचित्याद्‌ देहान्तरयोगमभ्येति । ठ२॥ 
एवं ज्ञानावसरे स्वात्मा सष्दस्य याहगवभातः । 
ताहश एव तदासौ न देहपातेऽन्यथा भवति ॥ ३ ॥। 


कारिकार्थं - अतः देहु के मोतर स्थित यह पुरुष स्वगंमय तथा 
नरकमय हे, उस ( शरीर } के नष्ट हो जाने पर अपने ओचित्य के अनुसार 
दूसरे शरोर का संबंध प्राप्त कर लेता हे ॥ ६२॥ 

इसी प्रकार ज्ञान के समयमे श्रात्मा जेसी एक बार मो प्रकाशित 
हो जातीहै बहु ( ज्ञानो ) उसी समय वत्ताहीहो जाताहै, देह केनाश 
होने पर बदलता नहीं है ।॥ ९३ ॥ 


विवुत्यथं--अतः शरीर घटादि में निविष्ट पुरुष अर्थात्‌ कार्ममकसे 
युक्त सभी की आत्मा स्वर्गादि को पाने के लिये पहले किये गये कर्मके 
फल की वासना से युक्तं अन्तःकरणवाला होकर ‹स्वगंमय' अर्थात्‌ स्वगंफल 
की विकसित वासना से युक्त होने के कारण स्वगेफल का भोक्ता होता है। 
इसी प्रकार पुराने बुरे कर्मोकी वासनासे प्ररूढ होकर नरकफकका 
भोक्ताहोतादहै, देह दही दोनों प्रकारके कमंफलों को भोगने का स्थान है, 
उसके नष्ट हो जाने पर अपने ओचित्य के अनुसार अर्थात्‌ शरीरके नष्ट 
हो जाने पर अपनेमें जो संस्कार पड़ गये हँ उनके अनुरूप दूसरे भोग 
स्थान शरीरके साथ संबन्ध हो जाता है । जिससे आगे चलकर विशिष्ट 
कमंफलवासना के दारा दिये हुये फलों को भोगना पड़ता है।\ इसी 
प्रकार क्ञानके समयमे" गुरुद्रारा उपदिष्ट आत्मा के प्रकाशन के समय 
मे उपदश्य ( शिष्य ) की आत्मा ( चैतन्य ) एक वार जेसी प्रकाशिते हो 
जाती है' अर्थात्‌ परिपूणं स्वातन्त्य स्वरूप मे अथवा परिमित परामशंसे 
यक्त के ख्पमें, परिमित जिसकरिसी स्वरूपमें ज्ञानी आत्माको सभी 
समय जानपाताहै उसी रूपमे संस्कार अंकुरित होते टँ ओर आत्मा 


१. पण्य कर्मफो ओर अपुण्य क्मंफलों के संस्कार के अनुषार एक शरीर के नष्ट 
होने पर दूसरा शरीर प्राप्त होता रहता है । जैसा संस्कार वैसा शरीर । 

















योगराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ११३ 


वैसाही प्रकाशित होती है। देह कानाश होने पर पूवं प्रकाशित आत्मा 
दूसरे स्वल्प से आच्छादित नहींहो जाती। जो प्रकाशितहो जाताहै 
वह अप्रकाशित नहीं बनता । अन्यथा कोई भी क्रिसीका अभ्ासदहीन 
करे ओर इस तरह तो सारे व्यवहारकालोपहो जाये ओर यह्‌ सव भंग 
हो जायेगा :- 

श्वम से उध्वं (लोकमें) गमन होतादहै तथा अधर्मसे नीचे 
( पातालादि छोकमें)। ज्ञानसे अपवर्गं होतादहै तथा इसके विपरीत 
( अज्ञान ) से बन्धन मना गया दहै ।' ( सांख्यकारिका ४) 

अतः मृत्युके समय शरीर चाहे जसा भी रहे केवर भीतर 
विद्यमान वासना का अंकुरही सभीके बन्धन ओर मोक्षका कारण 
है ।। ९२-९३ ॥ 

ओौर यदि धातुवेषम्प्रसेशरीरमें मरणकी पीडापाईजातीदहै तो 
इननेसे अम्प्रासके प्रेहमें कोई हनि नहीं है। वह पूवं प्रतिपादित 
स्थितिकोहीप्राप्तकरादेतेहैं:- 


करणगणसंप्रमोषःस्प्रतिनाश्ञः इवाषतकलिलता च्छेदः । 
ममंसु र्जाप्ेषाः शरीरसंस्कारजो भोगः ॥ ठ ॥ 


स कथं विग्रहयोगे सति न भवेत्तेन मोहयोगेऽपि । 
मरणावसरे ज्ञानी न च्यवते स्वात्मपरमार्थात्‌ ॥। २५ ।। 


कारिकार्थ-- इन्द्रिय-गणका अपहरण, स्मृति का नाश, सांसा 
अवरोध, मर्म काट्टना, विशेष रोग, शरीर के संस्कार से उत्पन्न मोग 
हे ॥ ९४ ॥ 

यह (मोग) शरीर से संबन्ध रहने पर ज्ञानी को क्योकर न होगा, 
अतः (शरीर संबन्धो) अज्ञान के रहने पर भी मरते समय ज्ञानी स्वात्मा 
के परमाथ से च्युत नहीं होता हे ॥\&। 

विवत्य्थं - बाहरी ओर भीतरी तरह्‌ इन्दरििगण ^ का सम्यक्‌ प्रमोष 
या स्वरूप की हानि जैसे कि चक्षु आदि इद्दियोका रूपादि विषयोंके 
आलोचन मे समर्थं नहीं हो पाते भौर इसी तरह वाक्‌ आदि कर्मेन्द्ियां 
वचन, आदान आदि में प्रवृत्त नदीं होते, न बु अथं का यथार्थं अध्यवसाय 





१. मन, बुद्धि, अह कार, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय । 
< 














११४ परमार्थसार 


कर पाती दै, मनकास्थिरन रहना अहंकार का बीचबीचमें संस्कार रूप 
में रहना । तथा स्मृति काना या अनुमूत विषधका यादन आना। 
बन्धुओं दारा प्राथित होने पर भी मुमूर्षं आगे रखी हुई वस्तुको, सेकडों 
बार अनुभव होने पर भी, पहिचान नहीं पाता। अतः देसे को ईश्वर के 
स्वरूप का सदा ध्यान किये वगैर ब्रह्म व्रिद्या का प्रतिपादन या अन्तकरालमें 
दान देनाया ओौर कुछ उस ( मरणमकी ) अवधश्था मे आकाश-चित्र कौ 
भांति चित्त में जमता नहीं हैः किन्तु उपे इतिकतंव्यतामात्र मन्न कर करना 
चाहिये, यह आदेश है । इसी प्रकार सांस अर्थात्‌ कण्ठस्थ वायु का अवरोध 
( कलिता ) अर्थात्‌, कण्ठ देश में हकलाना या हिचकी आना । ओर मर्म 
क! टटना-हडडिथों के जोड मेँ ट॑टना। तथा विशेष रोग-ज्वर, पेचिश आदि । 
इथ प्रकार शरीर अर्थात्‌ भूतकंचुक के वात, पित्त ओर कफ धातुओं के वैषम्य 
से शरीर के संस्कारसे उत्पन्न भोग' अर्थात्‌ देहन दुःख क। अनुभव कहलाता 
है । यह ( भोग ) शरीरके साथ संबन्ध रहने पर ज्ञानी कोक्योंन होगा? 
होगादही। इस कारण से ज्ञानी देहादिमें अभिमान को सदा दबा कर 
स्वात्मा पहेरवर के स्वल्प में समाविष्टहो, मरणके क्षण मे उत्पन्न शरीर 
संबन्धी अज्ञान से“*"““संबन्ध रहने पर भी “स्वात्मा के - परमार्थं से" 
अर्थात्‌ चैतन्य के प्रषूढ प्रत्यवमशेस्वल्प से च्युत नहीं होता, बदलता नहीं । 
चकि देह के संबन्ध को तिरस्कृत करने वाटे योगी उत ( शरीर ) से उत्पन्न 
भोगके साथ तन्मय नहीं बनाया जा सकता, भलेही लोक के समान देह 
के नागके बाद आरामन पाये पर इतने से उस स्वस्थहूदय ओौर अपने 
संकल्प क अनुसार स्वस्थ चेष्टावले तया भगवद्‌भक्ति का अध्यास कर लेने 
छे योगी के सामने कोई नई बात नहीं आ पड़ती, अतः, ज्ञानी आत्मज्ञान 
केसाथही मक्तहो जाता शरीर कासंस्कार इसे बन्धन में नहींडाल 
सकता, यह बात सैकंडं बार पहिले बताई जा चुकी है। पर जो सदा देह 
मे आत्मा का अभिमान करता दै ओर पृण्य-पापमयदहै वह देहके संस्कारों 
से उत्पन्न सुखदुःखादि के भोग से पैदा होने वारी तन्मयता को क्यों करन 
| ----| करेगा ? जसा कि कहा है :- 
"जव जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि-होने पर मृत्यु पाता है तबतो 
उत्तम (परम) को जानने वालों के मलरहित (दिव्य) कोको को पहुंचता है ।' 
-( भगवद्गीता १४।१४ ) 





सत्त्वादि गुण प्रकृति के धमं हैँ अतः तन्मय काही नियन्त्रण कर 
सकते हैँ पर जो इनका भेदरूप में ज्ञान ( विवेकज्ञान ) प्राप्त कर लेते हँ 





योगराजकरृत विरति का सरटिप्पण हिन्दी अनुवाद | १५ 


उनके च्यिये कुछ भी नहीं, अतः ज्ञानीकामग अल्गहीहै। पर जिन 
पञुप्रमाताओं ने गुरुचरणों को देखा नहीं है ( सेवा नहीं की दहै) वे अपने 
मे विद्यमान धर्मो को दूसरोंमें लगाते हँ। जैसे कि ( कहते) कि अगर 
यह ज्ञानी होता तो भला व्याधि आदिसे पीडित हो क्यों भोगरहादहै ओर 
क्यों पदिनता-ओढता है, अथवा मरते समय जड़ क्यों हो गया था, उसे याद 
कु भी क्यो नहीं आया था । इस तरह बहुत तरीकों से अविद्या से उपहत 
होने के कारण वाद-विवाद करने वालों को कँसे समन्षायें । अगर यह ज्ञानी 
है ओौर देहधम जौ र संस्कार से मुक्त है तो इससे उसका ( ज्ञानी का ) क्या 
दोप हुआ ? विभिन्न अवस्थाओं मे विचित्र होने पर भी ज्ञानी का आत्म- 
प्रकाश-आत्मप्रकाश ही है आत्मा के अनुभविता केरूपकालोप होता नदीं 
है जिससे कि ज्ञान नष्ट हो जाये। पूर्णं ६ गुणों की महिमावाठे भगवान्‌ 
वासुदेव ने कृष्णावतार मे व्याधके बाण की चोटसे पीड़ित होकर भूत- 
शरीर को छोड़ा था । इससे क्या उस जगदीइवर के स्वरूप क्रा विभ्रलोप हो 
गया ? अतः कीट से लेकर सदाशिव तक ( सभी का) देहसंस्कार तो एेसा 
ही होता दै किन्तु एक की देह आत्म-विमणशं से युक्त होती है दूसरे (अज्ञानी) 
को देहादिमें आत्मा का अभिभाव होतादहै। यही दोनों ( ज्ञानी तथा 
अज्ञानी ) काभेदहै। अतः ज्ञानी ओर अज्ञानीके शरीर धम्मं तो समान 
ही होते दै पर इतने से फल मे समता नहीं होती । यही गीता मे कहा है - 


ज्ञानी भी अपनी प्रकृति अनुसार चेष्टा करता है, ( सभी ) प्राणी 
प्रकृति को प्राप्त होते है, निग्रह क्या करेगा ?-(भगवद्‌गीता ३।३३ )।९५॥ 
अव, अक्रम (तुरन्त) ओर क्रम से ज्ञानयोग के परिशीलन में विचित्र 
शवितिपात ही कारण रहै, यह प्रतिपादित करते हुये फलभेद बताते हैँ :-- 


परमाथंमागंमेनं क्षटिति यदा गुरुमुखात्‌ समभ्येति । 

अतितंव्रशक्तिपातात्‌ तदेव निविघ्नरेव शिवः ।। ४६ ॥ 

कारिकाथे- जब गुरुके मुख से इस परलाथं मागं को तुरन्त अत्यन्त 
तीव्र शक्तिपात सेषा लेताहै तो उसी समय विना विध्न केशिव हो 
जाता है ॥\९६।। 

विवृत्यथं जिस समय भी परिचम जन्मा मनुष्य गुरमुख, श्रेष्ठ 
देक्षिक के मुंह से "इस' रातशः प्रतिपादित \ रमार्थ॑मा,पूर्णस्वातन्त्य स्वरूप- 
स्वात्म-ज्ञान की ओर उन्मुख करनेवाले शास्त्रीय रहस्य के रास्ते कोजो 
1 भीपालेतादहै, वह उसी समय, उसी काकमें, अर्थात्‌ गुख्उपदेशके 








पावा 








११६ परमार्थसार 


साथ ही बिना किसी अन्तरायके शिवही हो जातादहै। जैसाकि भ्नीकुल 
मे कहा है - 

हेला से अथवा क्रीडा से अथवा आदर से तत्त्वज्ञानी ( गुरु ) जिस 
पर भी द्ष्टि डल्वा देता है, भिये, वह उसीक्षण मृक्त हो जाता है ।' 

प्ररन- इस प्रकार का (गुरुके ) मुख से आम्नाय का रहस्य मिलेगा 
कैसे ? इसका उत्तर है-“अत्यन्त तीत्र रक्तिपात से' । अत्यन्त तीव्र अर्थात्‌ 
कर्कश जो अनुग्रह नायिका पारमेश्वरी शक्ति का पात अर्थात्‌ पञयु के हृदय 
कतल मे अवतरण, जिससे करि पयु भी गुरुद्वारा बताये सिद्धान्त के ज्ञान से 
शिव दहो जाताहै-जीते हये ही मुक्त हो जाता है। जैसे तांबे काद्रव्य 
सिद्धरस के पातसे सुवणं बन जाता है। अथं यहहै कि परमेडवर के 
अनुग्रहरूप उपाय से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः इस ( मूक्ति ) 
म नियति शक्ति से उत्पन्न जप, ध्यान यज्ञादि उपाय नहीं बन पते । 
जिसका हृदय परमेदवर के अनुग्रह से विध जाता है उसके हृदय कोतो हठ 
से, बिना किसी क्रम के, देवता के मुख से प्राप्त आम्नाय का रहस्य आक- 
वित कर छेता है जिससे वह ( साधक ) तुरन्त ही परमेदवर बन जाता है। 
अतः परमेश्वर का शक्रितिपात विलक्षण है, उसके वारे मे शंका नहींकी 
जा सकती है ।।९६॥ 


जिस षर शक्तिपात मध्य, मन्द, मन्दतर आदि भेद से ( अर्थात्‌ 
अक्रम ओर ज्ञटिति नहीं ) होता है उसे गुरु के उपदेश का मरने केक्षण 
तक योगानुसार विमं करते रहने से देहपात के वाद, शिवत्व प्राप्त होता 
है, यह प्रतिपादित करते दै :-- 


स्वेत्तोर्णं सूपं सोपानपदक्रमेण संश्रयतः। 
परतत्त्वरूडिलाभे पर्यन्ते क्िवमयीभावः ॥ ९७ ॥ 


कारिका्थ-स्देत्तीणं स्वरूपका, सीद पर चटृने कौ तरह, साक्लात्‌- 
कार करते हुये परम तत्त्व का प्ररोह पा लेने पर अन्त मे शिवमयता हो 
जाती है ।९७\ 

विषुत्य्थं--रक्तिपात के मन्द होने के कारण पणं ज्ञान का उपदेश 
न पाने से 'स्वेत्तीणं स्वरूप, सभी तत्वों के अन्तमे स्थित स्वभाव का 
सोपान-क्रम से साक्ात्कार से हृये-कन्द ( उपस्थ ), नाभि, हृदय, कण्ठ, 
लंपिका (जिह्वा ), बिन्दु, नाद, शक्ति ये सोपान हैँ जिसके ऊपर चद्ने के 
ल्य तीथं ( सिद्धान्त ) ही उनके पद' अर्थात्‌ ( उस स्थान की ) प्राम्ति 


योग राजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद ११७. 


है। छोड़ने ओर ग्रहण करने वाले क्रम से अभिप्राय धीरे धीरे कन्दमें 
फिर नाभिमें फिर हृदय मे, इस प्रकार चटना । जब तक परमार्थं प्ररोह 
हो जाने पर देह के नाश के समय उस योगी को क्रमशः शिवस्वभाव स्थिति 
हों जाती है । यह क्रममक्ति कटी जाती है ॥९७॥ 


क्रमयोंग का अभ्यास करनेवाठे योगी के आश्वस्त होने पर भी वैसी 
( अनुकल ) सिद्धिनहो, ओर अभीष्ट प्राप्तिमें विघ्नपेदाहो जाताहै 
ओर यदि तत्त्व को बिनापाये मरणह्‌। जातादहैतोक्या हौगा ? 


इस शंका का समाधान करते हैँ :- 
तस्य तु परमाथंमयीं धारामगतस्य मध्यविध्रान्तेः । 
तत्पदलाभोत्सुकचेतसोऽपि मरणं कदाचित्स्यात्‌ \\ ८ ॥ 


योगश्रष्टः शास्त्रे कथितोऽसौ चित्रभोगभुवनपतिः । 
विश्रान्तिस्थानवज्ञाद्‌ भत्वा जन्मान्तरे शिवीभेदति ।\ ठ ।। 


कारिकार्थ -बीचमें स्क जानेसे परभार्थमयी धारा को न पाने 
वाले उस ( योगी ) का इस ( परमाथं ) पदको पानेके लिये मनके 
उत्सुक होते हुये भी, यदि कदाचित्‌ मरण हो जाये ॥ ९८ ।। तो वह॒ शास्त्र 
मे योगश्चष्ट कहा गया है, चित्रभोग बाले भुवनों का ईश्वर वह्‌ विश्रान्ति- 
स्थान के साम्यं से दूसरे जन्म में पेद होकर शिव हौ जाता है ।। ९९ ॥ 


विवत्यर्थ-इस प्रकार उल्टंघन-क्रम से ( सोपानक्रम से भिन्न) योग 
का अभ्यास करने वाला किसी विध्नसे मध्यमे विश्रान्त हो जाताहै 
अर्थात्‌ किसी चक्राधार मे अनुभव को पाकर वही सन्तोष पा ठेता है ओर 
इस कारण "परमाथमयी' धाराकोनदही पा पाता अर्थात्‌ जिससभीसे 
परे परतत्त्वदज्ला को पाने की प्रतिज्ञा कीथी उसे नहींपा पाता अथवा 
उस पद, प्रतिज्ञात परमार्थं, को पाने की मनमें अभिकाषाहोते हये भी 
कभी बीच में विपत्ति आ सकती है तो प्राप्तिको न पाने वाले इस (योगी) 
की क्या गति होगी? इसका उत्तर है :-गास्त्र अर्थात्‌ आगम ग्रन्थ में 
योगभ्रष्ट आदि । वह योग, समाधि, से दोनों तरह से भ्रष्ट चलित, कहा 
गया है । वह कंसा बनेगा ? इसका उत्तर हे चित्र आदि। शरीरके नष्ट 
हो जाने के वाद चित्रभोग वाले जिसमें विचित्र सभी, ५4 पान, माला, 
वस्त्र, अनुलेपन, गीत, वाद्य आदि प्रधान है, भुवनं ४ 
( योगसाधन- ) में रुकने के' अनुरूप तत्त्व के ईरवर के लोकों का पति 





११८ परमाथंसारं 


अर्थात्‌ ईङवर ( मालिक ) बनता है ओर मरनेके साथदही दिव्य भोग 
पाजातादहै। 

उक्त ( भूवनों के ) भोग का अधिकार समाप्तहो जाने पर वह्‌ पनः 
योगभ्रष्ट कंसे होगा? इसका उत्तरहै: विश्रान्ति आदि स्थान अर्थात्‌ 
कन्दादि प्रदेशमे अभ्यासके संस्कार से उत्पन्न प्रबोध के सामथ्यं से 
( अर्थात्‌ योग॒ साधना करते समय जिस कन्द, नाभि, हृदय आदि स्थान 
विशेष मेँ चित्तको स्थिर कियाथा उस विश्रान्ति स्थानके संस्कार के 
अनुरूप ) जन्मान्तर या दूसरे जन्म सें पून"^“संसार मे योगाभ्यास के योग्य 
अधिकारी शरीर को पाकर पटले अभ्यस्त योग को प्रयासपूरवक स्वीकार 
कर पूर्वं जन्ममें प्रतिज्ञात परमार्थ-दशाको आप्तानीसे पाकर शरीर के 
विनाश के अनन्तर शिवहीहो जातादहै।। ९९ ॥ 


योग के अभ्यासमेंल्गे हुये योगी को जिते मन की चंचलताकेकारण 
थोडी भी विश्वान्ति किसीएकदेगमें भी नहीं मिक पाती पर जिसकी 
योग मेंश्रद्धा रहती है उसकी क्या दया होगी ?-यह बताते हैँ :- 

परमाथंमागंमेनं दयभ्यस्याप्राप्य योगमपि नाम । 

सुरलोकभोगभागी मुदितमना मोदते सुचिरम्‌ ॥१००॥ 


विषयेषु सावंभोमः सवजनं; पूज्यते यथा राजा । 


भुवनेषु सवदेवेरयोगश्रष्टस्तथा पुज्यः ॥१०१॥ ` 


कारिकार्थ इस परमाथेपथका अभ्यास करके भी योग कोन 
पानेवाला सुरलोक के मोगोंका मागौ बनकर प्रसन्न मन वाला ( योगी) 
बहुत काल तक आनन्द लेता हे ॥ १०० ॥ 

जसे सावेमौम राजा ( विभिन्न) मण्डलों मे समी लोगोंद्वारा 
पुजा जाता है, उसी प्रकार योगश्चष्ट भुवनो में सभी देवताओं द्वारा 
पुज्य है ॥ १०१ ॥ 
, विवृत्यथं- शतशः प्रतिपादित स्वात्मज्ञानस्वल्प इस ( परमाथं ) 
मा्गंका श्रद्धाओर भक्तिसे अभ्यास", सेवन करके भी चित्तके दोष 
अनवस्थान ( चंचरलताया अस्थिरता ) से उचित योगस्वरूपं विश्रान्ति 
( चित्तवृत्तिस्थेयं ) को जीतेजी न पाकर अगर मरजातादहै तो वह्‌ योग- 
भ्रष्ट ज्ञानयोग के संबन्ध मं प्ररूढ श्रद्धा ओर भक्ति कै सामथ्यं से देवलोको 
के भोग भोगता हुआ प्रसन्नचित होकर बहुत समय तक आनन्दित रहता 


ङ 





योग राजकृत विढ़ृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवादं ११९ 


है, देवताओं द्वारा भवनों, अपने-अपने लोकों मे-पूज्य भी होता है । किसकी 
तरह ? इसका उत्तर है 'सावंः.`-। जैसे सार्वभौम, सातो द्रीपों का मालिक 
चक्रवर्ती राजा विभिन्न विषयों, मण्डलों मे सभी जनों द्वारा पूजित, अचित, 
होता है उसी प्रकार जिसके पृष्य-अपुण्य विषय क्षीणहो गये, जिसे 
वैराग्य उत्पन्न हो गया है अन्तिम बार जन्मा यह हम सबका वन्दनीयहो 
जाता है, जिसने पूवेजन्म में स्वात्मजिज्ञासा के ल्यि उद्योग किया था, इस 
तरह देवता भी उसकी स्तुति करते ह+ ।। १००-१०१॥ 

दूसरे लोकों के भोग का अधिकार पूराहोनेके बाद उसयोगीका 
क्या होता है? इसे बताते ह :- 

महता कालेन पुनर्माचुष्यं प्राप्य योगमभ्यस्य । 

प्राप्नोति दिव्यमगरृतं यस्मादावतंते न पुनः ॥१०२॥ 


कारिकाथं-ओर फिर बहुत समय के बाद मनुष्य रूप पाकर योग 
का श्रभ्यास करके दिव्य श्रमृतको प्राप्त करता है जिससे वापिस नहीं 
आताः ॥ १०२ ॥ 
विवृत्यथ-जंसा कि वता आये हैँ उसके देवलोकों- भोगों को भोग 

कर चिरकाल से वह्‌ योगभ्रष्ट इस संसार में मनुष्य के रूप मे आकर योगा- 
भ्यास की साधना कं लायक शरीर को पा कर पूरवंजन्म में मन की च॑चलता 
कं कारणःजो योग मिलना कठिन हो गया था उसी योग को पूरवंजन्म में 
१. गीता के इस सन्दभं में कुछ श्चोक तुलनां उल्टेखनीय हैँ :- 

प्राप्य पृण्यज्ृताल्लोकानुषित्वा णादवतीः समाः । 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥ 

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 

एतद्धि दलंभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ 

तत्र॒ तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवेदेहिकम्‌ । 

यतते च ततो भुयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ 

पूर्वाभ्यासेन तेनैव दियते ह्यवशोऽपि सः । 

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दन्रह्मातिवतंते ॥ 

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संसिद्धकिल्विषः । 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

भगवदगीता ६।४१-४५ 

२. तुलना कीजिए :- 

स खल्वेवं वतंयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरावत॑ते 

न च पुनरावतंते । 








१२० परमार्थसार 


उत्पन्न भक्ति ओर श्वद्धा से विकसित योगवासना से संस्कारों को अनायास 
जगा कर उस योग का अभ्यास करके देहान्त होने पर "दिव्य अमृतः अर्थात्‌ 
परम तत्त्वके स्वरूप कोपा ठेता है, परम स्वरूप के साथ दृढता हो 
जातीहै। इसी लियि वह्‌ (इस संसारम) पुनः वापिस नहीं आता । 
अतः महान्‌ कल्याण स्वरूप स्वात्मज्ञान के विषय का थोड़ा भी परिशीलन 
संसार में घूमने के लिये नहीं होता है । जैसा कि गीतामें कदा है :- 
टस (योग) में कि हये का नाश नहीं होता विपरीत फल 
भी नहीं होता है अतः इस घर्म का थोडा भी ( साधन } महाच्‌ भय से बचा 
लेतादै।' --( भगवद्गीता, २।४० ) 
तथा :-- 
हे कृष्ण, जिसका मन मोग से ट्ट गया है, शिथिल यत्नवालाः 
श्रद्धायुक्त ( साधक ) योग की सिद्धिको न पाकर ( किसर गति को पाता 
हे ) ?"--( भगवद्गीता, ६।३७ ) इष्‌ प्रशन से गुरू करके । 
“अनेक जन्मों म सिद्धि को पाने वाला (वह्‌ योगभ्रष्ट ) उसके बाद 
परम गतिकोपातादहै। --{ भगवद्‌गीता ६।४५ ) 
यहं तक उत्तर का मुनि ( व्धास ) दारा प्रतिपादित ग्रन्थ ( गीता) 
काभी( इस प्रसंग मे ) ध्यान रखना चाहिये" ।। १०५ ॥ 
इस प्रकार इस ज्ञानयोग के क्रम का जोशी प्राणी थोड़ा भी स्प 
पाेता ह उसकी विभूतियो का इतना प्रकषं हो जाता दै कि कहां नहीं जा 
सकता । अतः विवेक से आद्र हृदय वालों को जन्म ओर मरणकोदुर 
करने मे सर्वात्मना सावधान रहना चाहिये, यह्‌ निरूपण करते दै: 
तस्मात्‌ सन्मार्गेऽस्मिन्‌ निरतो घः कहिचदे(त स {शवत्वम्‌ 1 
इति मत्वा परमां यथातथापि प्रयतनीयम्‌ \\१०२। 
कारिकार्थ--अतः इस सन्मां मे जो निरत रहत) है वहु शिवत्व 
प्राप्त करता है, यह्‌ मानकर परमाथसमे जसे मीहो वसे लगा रहना 


चाह्यि ।\ १०३ 
विवृर्य्थ--चूंकि आत्म-परिश्षीलन की साधना प्रतिपादित क्रम के 


कारण उत्तम फर देती है अतः इस सुन्दर मार्ग, प्रकृष्ट मुक्ति को दिलाने ` 


वाये रास्ते में “जो कोई भी लगा रहता है' अर्थात्‌ अधिकारी होने का कोई 
निथम नहीं है, अतः जन्म ओर मृघ्यु की सैकड़ों व्याधियों ओौर कष्टोंसे 
+~ 


१. इसके पूर्वे पाद-टिप्पणी म अपेक्षित सन्दभं मे समस्त घ्योक उद्धृत कर 
दिय गयेदै। 


~~ 





् विदृति का सटिप्पग हिन्दी अनुवाद १२१ 


पीडित कोई भी प्राणौ विवेक-वृद्धिसेपूरीतौरते कगा रहता है, श्रद्धापूवेक 
उसी में डवा रहता है वह प्राणी शीघ्र ही 'गिवत्व प्राप्त करतादहै' संसार 
के सारे कष्टों को ज्ञाडकर परम कल्याण मयी गत्िकोएकही जन्ममेपा 
लेता है। जसा कि शिवधर्मत्तिर शास्त्रमे (कटा गया दै) :-- 

"इस संसारमें एक ही जन्ममेंहोने वारी मृक्ति का अनुसंधान करना 
चाहिये, आप की अनेक जन्मों में होने वारी मूक्तिको कौन टालरहाहैः?' 
इस प्रकार मानकर या विचार कर जिस क्रिसीतरीकेसेहो ( मुक्ति पाने 
की) पूरी कोटिश करनी चाहिये। श्रमृख मे किया गया परिश्रम फल 
देता है' अतः इसमे थोड़ा भी घमंड नहीं करना चाहिए । ताकि यदि योगा- 
भ्यास से आत्म-सिद्धि उत्पन्न हो जाये तो हमारा चाहा मिल जावेगा, नहीं 
तो दिव्य लोकों की प्राप्ति होगी है । ओर उन (लोकों) से लौटने वलेको 
पूवं जन्म मे अभ्यस्त योग वासनाके जागरण के बलसे पूनः योग के साथ 
संबन्ध हो जायेगा अतः कल्याण के मां कापरिशीलन करने से करने वालों 
को उल्टा कुछ नहीं आ पड़ता दै । अस्तु, पुरुषार्थं की साधना में थोडाभी 
घमंड नहीं करना चाहिये ॥१०३॥। 

इस प्रकार शेष भगवान्‌ द्वारा बताये हुये परमाथे-सार के उपदेश 
को, शिवाद्रय शासन ( त्रिक दर्शन ) के अनुसार, युक्ति, अनुभव ओर 
आगम से समन्वित खूप मे प्रतिपादित कर स्वान्तःसुख की कामना से अपने 
नाम का उल्टेख करते हये "यही उपदेश परम दृरुषाथं को पाने का उपाय 
है" यह निरूपण करते हुये प्रन्था्थं का उपसंहार करते टै :-- 

इदमभिनवगुप्ोदितसंक्षेपं ध्यायतः परं ब्रह्य । 
अचिरादेव शिवत्वं निजहूदयावेश्ञमभ्येति ।१०४॥ 


कारिका्थं--इस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुये, जिसका सार भ्रभि- 
नवगुप्त ने बताया है, शौघ्र हौ शिवत्व को अपने हृदय मे समावेश के हारा 
प्राप्ते करता हे ।१०४।। 

विवुत्यथं --श्री महामाहेशवर आचार्यं अभिनवगुप्त विरचित परमार्थं 
सार समाप्त हुआ । विस्तार से प्रतिपादित इस' व्यापक ब्रह्मका, जो 
विस्तार करने के कारण परिपूर्णं आनन्दमय है तथा स्वात्मस्वरूप है ओर 
"परम' अर्थात्‌ प्रकृष्ट है, ध्यान करते हये अर्थात्‌ आसानी से अपने में परि- 
शीलन करते हये प्राणी का डीघ्रही, न कि वहुतेरे जन्मों के बाद शिवत्व 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ निःश्रेयस की प्राप्तिहो जाती है। किस तरहं { अपने 
हृदय मे समावेश के द्वारा अपना हदय ही पराम ( प्रत्यवमशे या परि- 











१२३ वरमार्थंसार 


शीलन ) का स्थान है उसी में अनुप्रविष्टं होकर । वह्‌ ब्रह्म कंसा है ?- 
जिसका सार, तात्पर्यं, यशस्वी नामतः अभिनवगृप्त हारा प्रकाशित) 
नाम ( अभिनवगुप्त ) के व्याज से यह भी मःतव्प प्रकारित होता हैः परम 
ब्रहम का जो गूढ़ रहस्य अभिनव अर्थात्‌ दूसरों केद्वारा अदृष्ट ओर गुप्त, 
टका हुआ था, उसके संक्षेप का प्रतिपादन यहां हृजा है, एसा वह्‌ ब्रह्य है । 
इस प्रकार कहकर उपदेश की दुलंभता का निरूपण किया गया है ।१०४॥ 

ग्रन्थ का परिमाण ( विस्तार ) बताते हुये इस प्रकरण के कतृंत्व को 
बताते दै :-- 

आर्याह्नतेन तदिदं संक्षिप्तं श्ाच्वसारमतिगढम्‌ । 


अभिनवगुप्तेन मया श्िवचरणस्मरणदोप्तेन ।\१०५। 

कारिकार्थं -अस्ु, इस अत्यन्त गूढ शास्त्र के सार को शिवचरणों के 
स्मरण से दीप्त मुक अभिनवगुप्त ने सौ जर्याओं मे बताया है ।१०५॥ 

विवृत्यथं - बहुत से प्रन्थों का जो उत्कृष्ट तत्तव था उसका मेने संक्षेप _ 
किया है जिसका सैकड़ों शरन्थों मे भी प्रतिपादन करना अशक्य था उसी को 
छोटे सौ छन्दो ( कारिकाओं) के परिमाण को लेकर बताया गया है । इससे 
प्रतिभाकौशल व्यक्तहोतादहै। किपतरहकेमेरे द्वारा? शशिवचरणोंके 
स्मरणसे दीप्तःके द्रारा। शिव अर्थात्‌ परम कल्याण स्वरूप आत्मस्थ 
चिदानन्द स्वभावके जो चरण अर्थात्‌ चेतना की रदिमयां उनका स्मरण 
अर्थात्‌ शब्दादिविषयों को प्रहण करते समय परिश्ीलन या प्रतिक्षण 
आत्मानुभव का लोप न होना, उससे 'दीप्त' अर्थात्‌ पूणं अहन्ता के प्रकाश 
से प्रकाशित इसील्यि कीतनीय नाम वाले द्वारा । अन्यथा देहादि मे आत्मा 
का अभिमान करने वाले स्वात्ममहेश्वर के रवरूप कोन पहिचानने वेका 
इतने महान्‌ अथं वाके उपदेशमें किप प्रकार कतत्व का अधिकारहो 
सकता है ? क्योकि जो जिस स्वभाव काहोताहै वही उस स्वभावका 
विवेचन कर पाता है अतः उपदेष्टुं ( अभिनवगुप्त ) महे्वर स्वभावमें 
समाविष्ट है यह इस वाक्यसे बताया गयाहै। 

सद्गुरु ओर आम्नायशाली महेश्वर का साक्षात्‌ करणेन वलेश्री 
क्षेमराज के शिष्य, वितस्ता पुरौ में रहनेवाठे विरक्त तपस्वी, योग नाम वाले 
मैने पूणं अद्यमयी विवृति बनाई है । 

परममाहेद्वर पूज्य श्रीयोगराज राजानक की 
परमाथसतार कौ यहं विवृति समाप्त हुई ॥ 


क - 


परिशिष्ट--क 


संस्कृत-हिदी प्रथ 
अनुत्तराष्टिका, 


अनुभवनिवेदन स्तोत्र-- 
ईशादिदशोपनिषद्‌ 


ईइवरसिद्धि, 


उडडामेश्वर तन्त्र, 
उपनिषद्‌-वाक्यकोशः, 


क्रमकेलि, 
क्रमस्तोत्र, 


कामकलाविलास, 
कादमीर दोव दशंन ओर 
कामायनी" 
गुरुनाथपरामशं, 


 घटकपंरकूुलक विवृति, 
“जपसूत्रम्‌ 
ज्ञानाणंव, 
तत्त्वार्थेचितामणि, 
"तत्रसार' 


तंत्रसार, 


सहायक ग्रन्थ सुची 


अभिनवगुप्त, अपेन्डिक्स-सी-अभिनवगुप्त एन 
हेस्टोरिकल एण्ड फिलोसफीकल स्टडी, 
डानपांडेय,चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी १९६३ 


--श्रीशंकराचायंग्र॑थावलिः, भाग १, मोतीलाल 
बनारसी दास, दिल्ली: १९६४ 
उत्पलाचार्य 


0७.44, 12607, 10121 8809510888, एला#1 
1953 

अभिनवगुप्त 

अभिनवगुप्त, अपेन्डिक्स-सी, एन हिस्टो ° एण्ड 
फिलो०° स्टेडी--डा० पांडेय 

--पृण्यानन्द 

-डा० भंवरलाठ जोशी, 

चौखम्बाप्रकाशन, प्रथमसंस्करण १९६८ 
मधुराज, (कादमीर रिसर्च, बाई-एनुवक भाग 
१नं०१) 

अभिनवगुप्त 

--प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती, भारतीय विद्या- 
प्रकाशन, वाराणसी, १९६६ 

आनन्दाश्रम, पूना, १९१२ 

कल्लट, (शिवसूत्र पर वृत्ति) 

संगमम्‌ श्श्रीकृष्णानंदवागीशभदराचायं चौखम्बा 
संस्कृत सीरिज आफिस,बनारस,नवम्बर १९३८ 
अभिनवगृप्त, सं°म°म० मुकुन्दराम शास्त्री, 
बम्बर्ई, १९१८ 








१२४ परमाथेसार 


तंत्रालोक १-१२-अभिनवगुप्त, टीका-जयरथ सं °-मधुसुदन च 
कौल कादमीर संस्कृत प्रंथावलिः, | 
वोलियम प्रथम १९१८ 
„» द्वितीय १९२१ 
„ तृतीय १९२१ 
„ चतुथं १९२२ 
„ पंचम एवं छटा १९२२ 
„ सातवां १९२४ 
,, आघठ्वां १९२६ 
+अक 258४ 
„+ दसवां १९३३ 
, ग्यारह १९३६ 
„+ बारह १९३८ 
तंत्रोच्चय, अभिनवगुप्त 
तांत्रिक वाङ्मय मे शाक्त-- - गोपीनाथ कविराज 
दृष्टि बिहार, राष्ट भाषा परिषद्‌, पटना, 
प्रथमावृत्ति, १९६३ 
देवीनामविलास, साहिन्कौल, 
देशोपदेश ओर न्ममाका, --क्षमेन्द, सं ०-मधुसूदन कौल, 
रिसर्च डिपारटमेन्ट, श्रीनगर, १९२३ 


देहस्थदेवतास्तोत्र अभिनवगुप्त, अपेन्डिकरस-सी-अभिनवगुप्तः 
एन हिष्टो° एण्ड० फिलो० स्टडी 

नेत्रतंत्र, भाग १,२ उद्योत टीका-क्षेमराज 

न्याय बिन्दु --धर्मकीति, टीका-धमेत्तिरप्रदीप'-घर्मोत्तिर, 


सं ०-चन्द्रहोखर शास्त्री, 
द्वित्तीय संस्करण, चौखम्बा सं० सीरीज, 


बनारस, १९५४ 
पर्यन्तपच्चारिका, सं °-डा०्वीऽराघवन, मद्रास, १९५१ 
परमाथंचर्चा, अभिनवगुप्त, अपेन्डिक्स-सी, अभिनवगुप्तः 
एन हिस्टो एण्डफिलो स्टे डी-पाण्डेय 
परमा्थंद्रादरिका, अभि० गु° अपेन्डिक्स-सी, 


अभिशगु° : एन हिस्टो° एण्ड फिलो० स्टेडी, 
-डा० पांडेय 





परमार्थसार 


"परमार्थसार" 


"परमार्थसार 


परमार्थसार 


'पराविशिकातात्पयं-- 
दीपिका 


पराव्रिश्िकालघुवृत्ति 
ओर परात्रिशिका-विवति 


“पूणेता प्रत्यभिज्ञा" 


'्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌' 


श्रत्यभिज्ञाहदयम्‌' 


'प्रमाणवात्तिक 


'बोधपच्चदरिका' ओर 
परमार्थं चर्चा 
“बोद्धदङनमी मांसा 


ब्रह्यसू व्र-शं कर भाष्य' 
भगवद्‌गीता, 


परिशिष्ट क" १२५ 
आदिशेष, विवरण, राघवानन्द, सं ०-त ° गणपति 
शास्त्री, अनन्तश्चयनसंस्करृत प्रन्थावलिः १२, 
त्रिवेन्द्रम्‌ ॥ ९॥ 

अभिनवगुप्त (योग राजकृत विवृत्ति 
कादमीर ग्रन्थावलिः ७, श्रीनगर, १९१६. 
(मूल सं० ग्रन्थ तथा फ़न्व अनुवाद) 

1.1 §110णा), [€ [प्ण 06 लभ1§क्मा 
17046106, 2217186, 1957 

- सूर्यनारायण शुक्ल, अच्युतग्रन्थमाला कार्या 
लय, बनारस 

--सोमानन्द सं° जे०° डी° जाड (पं० जगधर) 
शोधवरिभाग, श्रीनगर, १९४७ 


संपादक-जे° डी० जाड का० सं° ग्रन्थावलिः, 
सं° ६८-६९ गोधविभाग, श्रीनगर, १९४७ 
--रामेइवर खा, कामेइवर सा, 

नित्यानन्द संस्कत विद्यालय, दरभंगा, 

विण सं° २०१७ 

क्षेमराज, अंग्रेजी अनु° जयदेव सिह, मोतीलाल 
बनारसीदास, दिल्ली, १९६३ 

अनु°-विशल प्रसाद त्रिपाठी, 

नेशनल पव्लिशिग हाउस, अन्सारी रोड, 
दरियागंज, दिल्टी, १९६९ 

धर्मकीति विवृति मनोरथनन्दि, सं ° द्वारिकादास 
शास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी, १९६८ 

सं ०--पं° जगधर, काइमी र संस्कृत प्रन्थावलि : 
१९४७ 

पं० बलदेव उपाध्याय चौखम्बा, द्वितीय संस्करण 
१९५४ 

( त° संस्करण ) निऽसा० प्रेस, बम्बई १९४८ 
टी° राजानक रामकण्ठ, सं० मधुसूदन कौल, 
कादमीर सं० प्रन्थावलिः ६४,१९४३ 











१२६ 

भ्रारतीय दशंन' 
भारतीय-द्ेन 
“भारतीय संस्कृति ओर 


साधनाः 
"भास्करी भा० १-२ 


भेरवस्तव, 
"मनुस्मृति" 
मटानयप्रकाश, 
"महाथं मंजरी 
महापदेशविशतिक, 


“माण्ड्क्यकारिका' 


“मालिनी विजयवातिक' 
मालिनी विजयोत्तरतन्त, 
"मृगेन्द्रतंत्रम्‌' 
युक्तिदीपिका, 


वाक्यपदीय, 





परमार्थसार 


उमेशमिश्र हिन्दी समिति, सूचना विभाग, ` 


उत्तर्रदेश, लखनऊ, तृतीय संस्करण, १६७० 
बलदेव उपाध्याय ( त° सं° ) शारदामन्दिर, 
बनारस, १९४८ 

गोपीनाथ कविराज, विहार राष्टृभाषा परिषद्‌ 
पटना, १९६३ 

सं अय्यर एवं पाण्डेय, प्रिन्स आफ वेल्स 
सरस्वती भवन टेक्स्ट्स नं० ७०,८३ 
इलाहाबाद, १९३८.१९५० 

अभिनवगुप्त अपेन्डिक्स-सी, अभि० गुप्त : एन 
हिस्टो° एण्ड फिलो° स्टेडी-डा° पाण्डेय 

सं °-सत्यभूषणयोगी, मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली, १९६६ 

शितिकण्ठ, सं० मुकून्दराम शास्त्री, का०सं° 
ग्र° १९१८ 

महेद्व रानन्द, काइमीर संस्कृत प्रन्थावलिः, 
सं° मुकुन्दराम शास्त्री, १९१८ 
अभिनवगप्त,अपेन्डिक्स-सी, अभिनवगुप्त : एन 
हिस्टो° एण्ड फिलोण्स्टेडी 

गौडपाद, शांकर भाष्य, प्रवचन-स्वामी 
अवण्डानन्द सरस्वती, सत्साहित्य प्रकाशन 
ट्रस्ट, बम्बडई । 

अभिनवगुप्त, सं° मधुसूदन कौल शास्त्री 
कादमीर सं °-ग्रन्थावलि : १९३४ 
प्रकाशक-रिसचं डिपाटेमेन्ट जम्मू काइमीर 
स्टेट, श्रीनगर, 

टीका-नारायणकण्ठ सं ०-म°सू° कौल का०्सं° 
ग्रं०, १९३० 

सं° रामचन्द्र पाण्डेय, मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली, १९६७ । 

टीका-पुण्यराज ओर हेकाराज० बनारस संरकृत 
ग्रन्थावल्ि° 


1 सूत्राणि 


'वामकेदवरीमतम्‌' 


'विज्ञप्तिमात्रासिद्धि' 


विज्ञान भैरव, ( मुल प्रंच- 


अनुवाद तथा टीका ) 
“विजान भैरव! 


“वैष्णव शैव ओर अन्य 
धामिक मत 


रहस्यपंचदशिका, 


"लवृस्तवचचस्तिवौः 


"लो कप्रकाश 

“शा रदातिलकम्‌' 
'शिवदृष््टि" 
“रिवस्तोत्रावछी' 
शिवसूत्रवातिकम्‌! 
शिवसूव्रविमशिनी टी° 


क्षेमराज 
दौवदशंन विन्दुः 


परिशिष्ट (क १२७ 


वत्ति-अनन्तशक्ति अनु° 

1.11 9110१, 6 1..1751110{ 06 6} ४1118810 
171त।ला76, 29713. 1959 

टीका-जयरथ सं सधुसूदनकौल का० संर 
ग्रं १९४५ 

वसुबन्धु ( सं ° तथा अनु° डा° महेश तिवारी,) 
चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी १६६७ 


व्या ण्क्षेमराज-शिवोपाध्याय सं° मुकुन्दराम 
शास्त्री का० सं° ग्रं १९१८ 

-- रामकृष्ण गोपाल, भाण्डारकर अनु 
महेरवरीप्रसाद, भारतीय विदयाप्रकाशन, 
वाराणसी, १९६७ 

अभिनवगुप्त अपेन्डिक्स-सी, अभि० गुप्तः एन 
हिस्टो° एण्ड फिलो° स्टडी, डा° पांडेय 
व्वा°-हरिभदर, सं° दीनानाथ-शास्व्री, ओरि- 
यन्टर, रिचर्स एण्ड पल्छिकेगन डिपाटैमेण्ट' 
जम्बु एण्ड कार्मीर श्रीनगर, १९६३ 

क्षेमराज सं°-जगधर जाड शोधविभाग, 
श्रीनगर, १९४७ 

लक्ष्मणदेरिकेन्द्र व्या०-रावव भटु चौखम्बा 
संस्कृत सीरिज जाफिस वाराणसी, १९६३ 
सोमानन्द विवृति, उत्पकदेव, सं° मधुसूदन 
कौल काऽसं्ग्र° १६३४ 

उत्पल, विवृति, क्षेमराज, चौखम्बा संस्कत 
बुक डिपो वाराणसी १९०३ 

वरदराज, सं° मधुसूदन कौल का०सं° ग्रं 
१९६९५ 

अग्रेजी अनुवाद-श्रीनिवास अय्यंगर 


डा० केऽसी० पाण्डेय संस्कृत विदवविद्यालय, 
वाराणसी 

















१२८ 


श्शोवपरिभाषा' 


दोव मतः 

रवेतारवत रोपनिषद्‌, 
सवेदशेनसंग्रह, माधव।चायं 
सांख्यकारिका, 


श्री सिद्धमहा रहस्यम्‌, 
षट्त्रिशत्तत्वसन्दोह्‌ 
(सवंदशंन सग्रह" 
सवेदशेन संग्रह 
'सवेवेदान्तसार संग्रह" 
स्तवचिन्तामणिः 


'स्पन्दकारिका' 


'स्पन्दसन्दोह' 


'स्वच्छन्दतन्त्र' 


परमार्थसार 


शिवाप्रयोगीन्दज्ञानशिवाचा्ये, ओोरियन्टल 

रिसचं इन्स्टीटयुट पच्लिकिशन, मैसूर युनिवषिटी 

१९५० 

डा° यदुवंशी पटना 

गीताप्रेस, गोरखपुर सां० २०१६ 

आनन्दाश्रम संस्कृत ्रन्थावलि ५१ पूना १९६६ 

ईदवरकृष्ण, व्या ब्रजमोहन चतुर्वेदी, नेरनल 

पव्लिशिगहा उस, दिल्ली ११६९ 

अमृतवाग्वेभव, प्राप्तिस्यान श्री गोविन्द मिश्र, 

चौवुर्जा भरतपुर 

राजानक आनन्द सं मृकुन्दराम शास्त्री 

का० सं° प्रं° १९९८ 

माधवाचार्य दिन्दी अनु ° व्याख्या-उमाशंकरशर्मा 

प्रथम संस्करण चौखम्बा विद्याभवन, १९६४ 

अभ्यंकर संस्करण- 

सं° मन्म वासुदेव शास्त्री अश्प्र° अम्यंकर 

ओरियण्ट रिसचं इन्स्टीट्‌युट पूना 

पं० श्यामसुन्दर चा प्र०-ज्ञा १९५२ 

भदटरनारायण विवृतिक्षेमराज, कादमीर संस्कृत 

ग्र्थावलि १०, श्रीनगर. २९१८ 

वसुगुप्त, निर्णय टीका-क्षेमराज सं° एवं अनु° 

मधुसूदन कौल का०सं° ग्रं° १९२५ विवृति- 

रामकण्ठ 

सं० जेष्सीण० चटर्जी काण्सं० ग्रं° १९१३ 

क्षेमराज, सं° मूकुन्द राम शास्त्री का० संर 

ग्रं° १९१७ 

उद्ययोत टी° क्षेमराज सं०° मधुसूदन कोल कां० 

सं° ग्र 

वोलियूम १ १९२१ वोलिधूम २ १९२३ 
छ = 4 ४.५९ ११ # 1९. 
^ 4 ?# ५बी १९३३ 
` र ९३५ 








धोगराजकृत विदृति का सटिप्पण हिन्दी अनुवाद | २९ 


(स्वातन्त्यदर्पंण पं० बलजिन्नाथ, ईव रकौल, चौक हव्बाकदल, 
श्रीनगर 

सिदित्रयी ओर प्र््याभज्ञा- राजानक उत्पल्देव, सां० मधुसूदन कौल का० 

वृत्ति, सं ° ग्र॑ं° १९२१ 

सौन्दर्यलहरी शंकराचार्य, व्याख्या-लक्ष्मीधर, ओरियण्टल 


रिसच इन्ष्टीट्‌यूट पल्लिकशन, मैसूर १९५३ 
प्रप्र 800४8 : 


4010102 १22४7018 : 69 प्रऽ०ा1५8] त ?2111080011681 51०५$-- 


127. ६.८, २५१०१८४, (10187192, [1 एता 
1109, 1963. 
^ 65१6116 ए9476160०€ ^०००- 1280170 @0०1, (10 णी 08 5840961 
7410 (० 4०1०२५३९ : 861९8 01५९ 21211851, 1968. 


4118418. : 1085, पा 276 21319दण, (भलणा8 0 
181 §€४1668, 26, 1933. 


ए181६61 २६०४.। 858 166 : ८.६. 11310708, 81814119 ४10४8 81714 कदा, 
2807108४, 1965. 
ए13780871 : ¢ 8०१४ ग {16 ५ ३॥१०वता ४४ 10 176 1४ 


ण ^0लंलया(† (गााना{9168 <. 4. 5प्रण8- 
1018718 ला, [6५८87 (011९६, २००१8-1969 


# (0097प्त*€ इषा ४८४ = २.1. १२80९, 21081781198 ४1458 एकवणा, 
९ 174}31 1110500 # : = ए0ा०९४-1968. 


06 ०्लापणट्णा 0. २. ६. 18५४, प्रछजी।भ्कणा #)ऽ*€50- 
९९0९0110 : \/812131108 [75111016 , ए011८211070-1967. 
ग € ए०फ५४1005 21488 ए12112618148,  तापाष्लाऽ छा 


1४108 81115 #01. 1 ; (१1५४11४, 1938. 

(1€ हणा५३7€01815 9 प. 1६, ए18178, 0ष्लाऽ11$ ग (भता, 
6180 : 1969. 

प्राञजर 9 §8१३ (णाऽ = ४. 8. 1411841, ४9 21/18; वफव्लात)72, 


17 पगला 10418 : 8781785}, 1960. 
1761871 ए111080700४. 01. 8, ९३५1811511027, 1070070 : 60९0106 
०]. 1-2. [ला 270 0010, दिलण $ता]( : प्रप्रा 


प्ाप65. (ोशपपौल्छत [णिका ग ए01105ग्‌॥9 ) 
एश) 1णाए688107, 1966. 
17418 रध्वा) : 0. प. 3145111, ^ 218 (11 ज्लाऽ119. ^212, 1964 


। ऋ 1१81191 16 भल्मरजा 8. र80081751080, 06६0106 416 & एण 
1: 1.14. 1.0०५५, 1957. 











१३० 


1णप्एवण्लजा {6 (व्णाा8- 
740५6 (951८1 : 


41 [70०0 10 
2871116 एप्रतता019) : 
8517 819 ` 


37117 {1118 21110. 
8070 816 (८पा।प्रा€ : 
प01-78118प 17 831४8 


2704 58118 ?1111080# : 
000501८ २९1९1०० 


(प्1{5. : 

0८11०65 9 1०५18 
21108070 : 

¢ ?87078718 0 10) 


11105001 : 

¶176€ 2111080 $# 
^५४2118 : 

88718785 80५ ^ 011- 

18 ५220}0185 21110390 
० ^+ €811€1165 : 

8€1€८{10715 {७7 ए7181- 
7181185 & {12111385 : 
116 919 ७३४ 01 {0918 : 
21785 : 8{प्त}€§ छ 


11617 2९112101 87५ 
[लाप ः 
6012018 810 8४५५१७7 : 


४ €081185878 : 





परमार्थसार 


१६५१०८३ € }/181पप्€, 2813121198 \1098 
8129/41, 2807108४, 1965. 


9.8. [2888ण718, एणाश्लाऽ।1+ 9 (अलफा(8, 
1958. 
१.८. तबला], २९७८बालौ 816 एषाव्छ्गा 


क. ७०४, ज कक्फणोण 3710 (वशा, 
57118281, 1962. 
पभो 200 [६8्णा 


प्ि्ात०18] हइ णात अ॑ ए79198 1026871 कथा। 
21411 1/5 छपा [8 अल्ला, (शल्ण ३. 
8. 8. [35हप18, 7713 <... 14ण1110709- 


0109498, (णाल 11४, 1952. 
प्राभा४. 


२.८. २००५९५३, }/10॥1181 2881875102385, ना, 
1966. 
1.11... 2030 406४80, उ क्राल्ञ॥ & ०. 
(14840785) एा†*४1€ [.1त., 1180738, 1957 
1... 13850 8700 4. $. एककथातीा, 
37270818 01160181 र८इलबालै [0६ 
20००३, 1969. 
२.८. ण्व, लाभ एधा9ाऽंत285, 
नणि, 1965. 
0.14. [0 ५48, (ाणाण्लाऽ‰ ग (भलणा8 1960. 
(19) (भवद्$का, एण्णात एण, 
(2100118, 1963 


९0५६6410828 9 116 {1170 ^1-104}2 ऽलण- 
087 16]त 81 {€ (676 9 44४8166 ऽप्त४ 
11 ए11168नौ, 88719188 प्रातप ताार्लअप्र 


भात ०ीला ए9लयऽ, ६411€त ए४ 1. 1. (ला12 
1968. 
पपाला1क्081048, 44४2118 4377870, (अतप 


1942; 











स्पन्दकारिका 

- नीलकंठ गुरटु 
शिवशक्तिसामरस्य सदाशिवतत्तव से लेकर पृथ्वीतत्तव तक सारे जडचेतनात्मक 
विश्व का आधारभूत एवं यथाथं स्वरूप है । स्पन्दशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों 
इसी को चिन्मात्ररूप आत्मसत्ता भी कहते हैँ । इस सामरस्य मे शिव प्रकाश 
है श्रौर शक्ति उसका विमशं है । वास्तव में यह नीरक्षीरात्मक सामरस्य है। 
विमशं प्रकाश की स्पन्दना है ग्रौर स्पन्दना होने के कारण प्रकाश का प्राण है । 

फलतः प्रकाश-रूप शिव की निजी अभिन्न श्रहंविमशंरूपा शक्ति ही स्पन्द है । 

संस्कृत भाषा से अपरिचित किन्त सत्शास्त्रो मे रुचि रखने वाले पाठकों के 


लिए मूल सूत्रों भ्रौर वृत्ति का हिन्दी भ्रनुवाद इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है । 
(श्रजिल्द) ° ३०; (सजिल्द) ₹° ५५ 
पातञ्जलयोगदशनम्‌ 
स्वामी हरिहरानन्द भ्रारण्य 

स्वामी हरिहरानन्द का बंगला-योगदशंन' पातञ्जल योग-सूव्र के व्यास-भाष्य 
का बंगला रूपान्तर है । प्रस्तुत कृति स्वामी जी के शिष्यो द्वारा किये गये हिन्दी 
रूपान्तर का संशोधित संस्करण टै जिसमे डा° रामशंकर भदराचायं ने आवश्यक 

परिवतंन श्रौर परिवधंन भी किया दहै। 


काल प्रौर देश पर परिशिष्ट के साथ विशिष्ट शब्दों श्रौर विषयो की अनुक्रमणी 
भी जोड़ दी गई है। (अजिल्द) ३५; (सजिल्द ) ५५ 


श्नीमदभिनवगुप्तकृत 
परात्रिंशिका 
व्याख्याकार : नीलकण्ठ गरट्‌ 

काश्मीर शवदशंन मे परातिशिका का कितना महत्त्वपूर्णं स्थान है, यह 
इसी से ज्ञात हो जाता टै कि सोमानन्द, भवभति, कल्याण, अभिनवगप्त 
लक्ष्मीराम तथा लासक जसे मधन्य विद्वानोंने इसकी व्याष्याएंकीरटैँ। इन 
सव में भ्रभिनवगृप्त कृत विवरण सर्वाधिक विस्तृत श्रौर ग्रन्थ का रहस्य स्पष्ट 
करने के लिए अत्युपयुक्त माना गया है । 

त्रिकदशेन के मर्मज्ञ विज्ञान श्री नीलकण्ठ गुरुटु ने इस विवरण की हिन्दी मेँ 
सवंप्रथम व्याख्या की है । यह अनुवाद मात्र नहीं, विस्तृत व्याख्या है, जिसमें 
ग्रन्थ कीसारी ्रंथियां खोलकर रख दी गई है; जहां कहीं गूढता रह गई थी, 
उसे टिप्पणियों में स्पष्ट कर दिया गया है । मल-पाठ में विभिन्न टीकाभ्रोंमेजो 
विसंगतियां थीं, उन्हं भी कई टीकाभ्रों श्रौर पाण्डुलिपियों के आधार पर शुद्ध कर 
दिया गया है । 

इस प्रकार हिन्दी मे यह विशाल ग्रन्थ त्रिकदशंन के जिज्ञासुभ्रो के लिए अत्यन्त 
ही महत्त्वपणं भ्रौर उपयुक्त सिद्ध होगा । शी 


मोतीलाल बनारसीदास 


दिल्ली वाराणसी पटना मद्रास 


